शासन 


छत्तीसगढ़ 


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़ / दुर्ग/ 09/ 2010--2012. " 


बिजनस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक 
टिकट ) के प्रेपण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी . 2-22- छत्तीसगढ़ गजट /38 सि . से. 
भिनाई, दिनांक 30-5-2001 . " 


प्रत्यक 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


--- 


अमांक 39 ] 


रायपुर . शुक्रवार, दिनांक 30 सितम्बर 2011 -- आश्विन 8. शक 1933 


विषय - सूची 
भाग 1.-- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , भाग 3.-- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं , ( 2 ) सांख्यिकीय 
( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 4 ) 

सूचनाएं. 
गज्य शासन के संकल्प. ( 5 ) भारत शासन के आदेश और 
अधिसूचनाएं , ( 6 ) निवांचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं , भाग 4.- ( क ) ( 1 ) छत्तीसगढ़ विधेयक , ( 2 ) प्रवर समिति के 
( 7 ) लोक - भाषा परिशिष्ट 

प्रतिवेदन . ( 3 ) संसद में पुर : स्थापित विधेयक , ( ख ) ( 1 ) 

अध्यादेश, ( 2 ) छत्तीसगढ़ अधिनियम, ( 3 ) संसद् के 
भाग 2.--स्थानीय निकाय का अधिसूचनाएं. 

अधिनियम , ( ग ) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम . 


भाग १ 


राज्य शासन के आदेश 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय , दाऊ कल्याण सिंह भवन , रायपुर 


रायपुर , दिनांक 13 सितम्बर 2011 


. 


मक ई -01-02 / 2011/ एक : 2.- श्री गेंद सिंह वनंजब. भा.प्र.से. ( 1927 ) कलेक्टर , सरगुजा को अस्थायी रूप से. आगामी आदेश 
क. विशेष सचिव, छतीसगढ़ मंत्रालय पदस्थ किया जाता है . 


2 . 


श्री सोनमणी बोरा, भा.प्र.से. ( 1999 ) संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण तथा संयुक्त सचिव, खाद्य, नागरिक 
आपति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को अस्थायी रूप से. आगामी आदेश तक अथवत , छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के पद पर पदम्य किया 


जाता है . 


1679 


.:: . : 1.1...: न पामरक्षेत्रीय 
गजनांदगांव सम्मान तथा : ...::--- ।। 


--- 


1080 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2011 


[ भाग 1 


. 


श्री बोरा द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा ( वेतन ) नियम, 2007 के नियम 9 के तहत् 
आयुगत . छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान 
के संवर्गोय पद के समकक्ष घोषित करता है . 


3 . 


श्री सुरेन्द्र कुमार जायसवाल, भा.प्र.से. ( 2000 ) को प्रबंध संचालक, मण्डी बोर्ड को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप 
से, आगामी आदेश तक , पंजीयक , सहकारी संस्थायें, रायपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है . 


4 . 


डॉ . कमलप्रीत सिंह , भा.प्र.से. ( 2002 ) संचालक, स्वास्थ्य सेवायें को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी 
आदेश तक , मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन , रायपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है . 


. 


5 . 


श्री अमृत कुमार खलखो, भा.प्र.से. ( 2002 ) पंजीयक सहकारी संस्थायें, रायपुर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , उप सचिव, 
छनी मगढ़ मंत्रालय पदस्थ किया जाता है. 


6 . 


श्री अविनाश चंपावत, भा.प्र.से. ( 2003 ) प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य विपणन संघ मर्यादित को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ 
अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , प्रबंध संचालक, राज्य भंडार गृह निगम , रायपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है . 


-- 


7 . 


श्री आर. प्रसन्ना, भा.प्र.से. ( 2004 ) उप सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य 
मिशन, रायपुर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , कलेक्टर , सरगुजा के पद पर पदस्थ किया जाता है . 


रायपुर , दिनांक 13 सितम्बर 2011 


क्रमांक ई -01 : -02 /2011/ एक / 2. - इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 13-09-2011 द्वारा श्री अमृत कुमार खलखो, भा.प्र.से. 
( 2002 ) उप सचिव, छत्तीसगढ़ मंत्रालय पदस्थ किया गया था , में आंशिक संशोधन करते हुए, उनकी सेवायें खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोवता 
संरक्षण विभाग को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , प्रबंध संचालक , राज्य भण्डार गृह निगम , रायपुर के पद पर पदस्थापना हेतु सौंपी जाती 
है . 


राज्य 


- 


2 . 


इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 13-09-2011 द्वारा श्री अविनाश चंपावत, भा.प्र.से. ( 2003 ) को प्रबंध संचालक , 
भण्डार गृह निगम का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था , एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है . 


3 .. 


श्री खलखो द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन , भारतीय प्रशासनिक सेवा ( वेतन ) नियम, 2007 के नियम 9 के तहत् 
प्रबंध संचालक , राज्य भण्डार गृह निगम, रायपुर के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान के 
संवर्गीय पद के समकक्ष घोपित करता है . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

निधि छिब्बर , सचिव . 


आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग 

मंत्रालय , दाऊ कल्याण सिंह भवन , रायपुर 


रायपुर , दिनांक 13 सितम्बर 2011 


क्रमांक एफ - 20-2/ 2009/ 25 / 2.-- राज्य शासन, एतद्द्वारा आदिमजाति मंत्रणा परिषद नियमावली, 2006 के नियम 3 के तहत प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय श्री दिनेश कश्यप, सांसद, बस्तर को आदिमजाति मंत्रणा परिषद् के सदस्य के पद पर मनोनीत करता है. 
मंत्रणा परिपद के सदस्य का उक्त पद तत्कालीन माननीय सदस्य श्री बलीराम कश्यप सांसद बस्तर के निधन के कारण रिक्त था . 


2 . 


मनोनीत सदस्य का कार्यकाल मनोनयन की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक रहेगा. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

डी . डी . कुंजाम, उप - सचिव. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 30 सितम्बर 2011 


1681 


समाज कल्याण विभाग 
मंत्रालय , दाऊ कल्याण सिंह भवन , रायपुर 


रायपुर, दिनांक 30 अगस्त 2011 


क्रमांक एफ 7-51/2011 / स.क./ 26. – किशोर न्याय ( बालकों की देखरेख और संरक्षण ) अधिनियम 2000 यथा संशोधित 2006 को 
धारा 4 की उपधारा ( 1 ) और ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा , अनुसूची के कॉलम 02 से 03 में दर्शाये 
अनुसार क्षेत्र हेतु कॉलम 04 में निम्नानुसार सामाजिक कार्यकर्ता को किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य के रूप में अधिसूचित करती है 


: 


अनुसूची 


अ.क्र . 


जिले का नाम 

( 2 ) 


क्षेत्र 
( 3 ) 


बोर्ड के सदस्य 

( 4 ) 


( 1 ) 


سا 


कांकेर 


कांकेर 


1 . 


श्रीमती शालिनी राजपूत , कांकर 
2. श्री अविनाश नेगी , धमतरी 


No. F7-51 /2011 /S.W./ 26. - In exercise of the powers conferred by the sub - sections ( 1 ) and (2 ) of the section 
Fofile Juvenile Justice (Care and Protection of Children ) Act 2000 as amended 2006 the State Government hereby 
nouily following Social Workers as the Member of the Juvenile Justice Board in the colunin for the area shown in the 
colum NO . 2 103 of the Said Schedule : ------ 


SCHEDULE 


S. NO. 
( 1 ) 


Nime of the District 

( 2 ) 


Area 
( 3 ) 


Name of the Member of the Board 

( 4 ) 


kanker 


Kanker 


1. Smt . Shalini Rajput . Kanker 
2. Shri Avinash Negi . Dhamtari 


रायपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2011 


. 


क्रमांक एफ - 7-53/ 2012 सक 26.--- राज्य शासन एतद्द्वारा किशोर न्याय ( बालकों की देखरेख और संरक्षण ) अधिनियम , 2000 
यथा संशाधित 2006 की धारा 4 की उपधारा 5 के विन्दु ( iii ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ शासन, समाज कल्याण 
विभाग, दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय रायपुर के आदेश क्रमांक एफ - 1- स.क./ 2152, रायपुर दिनांक 26-09-2008 द्वारा नीच दर्शाए 
अनुसार रायपुर जिले के किशोर न्याय बोर्ड में नियुक्त सदस्य की नियुक्ति, एक वर्ष की बैठक में तीन - चौथाई से कम उपस्थिति होने के कारण 
उनकी सदस्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती है 


-- 


: 


अनुसूची 


अ . क्र . 


जिले का नाम 


सदस्य , किशोर न्याय बोर्ड 


क्षेत्र 
( 3 ) 


( ! ) 


( 4 ) 


1 


रायपुर 


रायपुर 


श्रीमती सुमन गोस्वामी, 
सदस्य , किशोर न्याय बोर्ड, रायपुर 


१ 


रायपुर 


श्री सियाराम कहार. 
सदस्य , किशोर न्याय बोर्ड, रायपुर 


1682 


[ भाग 1 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2011 


No. F- 7-53/ 2011/SW/ 26 .----In exercise of the powers conferred by the point ( iii ) of sub- Section 5 of the 
scetion 4 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children ) Act 2000 as amended in 2006 , the State Government 
herchy terminates the appointment of the Member appointed through the Order No. F-1-S.W./2151, Raipur Dateul 26 
019-2008 of Government of Chhattisgarh , Social Welfare Department, Dau Kalyan Singh Bhawan .Mantralaya Raipur 
in the Juvenile Justice Board of the following district due to attending less than three -fourth of the siltings in a year : 


SCHEDULE 


S.No. 

1 ) 


Name of the District 

( 2 ) 


Arca 
( 3 ) 


Member of the Juvenile Justice Board 

( 4 ) 


Raipur 


Raipur 


Smi. Sumant Cinswaini. 
Member , Juvenile Justice Board , Raipur 


2. 


Raipur 


Raipur 


Shri Siyaram Kähar, 
Member . Juvenile Justice Board. Raipur 


है 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 


के.डी. पी . राव , 


राव, सचिव. 


खनिज साधन विभाग 
मंत्रालय , दाऊ कल्याण सिंह भवन , रायपुर 


रायपुर , दिनांक 3 सितम्बर 2011 


क्रमांक एफ 1-9/ 2017/ 12. - गोनाइट संरक्षण और विकास नियम, 1999 के नियम 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हए, 
राज्य सरकार एतदद्वारा निर्देश देती है कि नियम 12, नियम 17 के उपनियम ( 1 ), ( 4 ) तथा ( 5 ) और नियम 18 के उपनियम ( 2 ) , ( 3 ) तथा 
( 4 ) के अधीन उनके द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियां संयुक्त संचालक ( खनिज प्रशासन ) , संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म , छत्तीसगढ़ के द्वारा भी 
प्रयोक्तव्य हांगी. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

की का मिश्रा, उप - सचिव, 


mi 


रायपुर . दिनांक 3 सितम्बर 2017 


* 


क्रमांक एफ. 1-9: 2011/12 .--- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना 
समसंख्यक क्रमांक एफ 1-9: 2017/12 दिनांक 03-9-2011 का अंग्रेजी अनुवाद गज्यपाल के प्राधिकार से एतद्दाम एकाशितकिया जाता है . 


छनीयमा के राज्यपालकमीतथा आदेशानदार , 

को का , यांचव 


.. 


Raipur . the 3rd September 2011 


: 1-9 /2011/12. - In exercise of the powers conferred by Rule 53 01 ihe Granite Conservation and Deve " 
11.HTMRules. 1999. the State Government hereby directs that powers exercisable by it under rule:12. sub-rules) ( 4 ) 
Paintinute 17 and sub -rule ( 21. ( 3 ) and ( 4 ) of rule 18, shall also be exercisable by: Joint Director ( Mineral Admin: 
isirition). Directorite of Geology and Mining. Chhattisgarh. 


. 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarn . 

V.K. MISHRA. Deputy Secretin 


छत्तीसगढ़, गनपत्र , दिनांक 30 सितम्बर 2011 


रायपुर . दिनांक 3 सितम्बर 2011 


क्रमांक एफ 1-9 / 2011/12. - संगमरमर विकास और संरक्षण नियम, 2002 के नियम 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हा ! 
राज्य सरकार . एतद्द्वारा निर्देश देती है कि नियम 12 के उपनियम ( 1 ) तथा ( 2 ), नियम 17 के उप नियम ( 1 - क ), ( 4 ) तथा ( 5 ) और नियम 
18 के उपनियम ( 2 ) , ( 3 ) तथा ( 4 ) के अधीन उनके द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियां संयुक्त संचालक ( खनिज प्रशासन ), संचालनालय. भौमिकी तथा 
निकर्म , छत्तीसगढ़ के द्वारा भी प्रयोक्तव्य होंगी. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

व्ही . के . मिश्रा , उप - सचिव 


रायपुर , दिनांक 3 सितम्बर 2011 


क्रमांक एफ 1-9/ 2011/12.-- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिमा । 
समसंख्यक क्रमांक एफ 1-9/ 2011/12 दिनांक 03-9-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार 

व्ही . के . मिश्रा, उप- सचिव. 


Raipur . the 3rd September 2011 


No. F 1-9 / 2011/ 12 --- In exercise of the powers conferred by Rule- 47 ofthe Marble Developmentand conser 
Valtion Rules, 2002. the State Governmenthereby directs that powers cxcrcisable by it under sub rule ( 1 ), ( 210fruti 1 ... 
sub rule (1 -a ), (4 ) and (5 ) of rule 17 and sub rule ( 2 ), ( 3) and it ) of rule 18. shall also be exercisabic hy Joint Director 
( Mineral Administration ). Directorate of icology and Mining. Chhattisgarh . 


By order and in the name of the Governor of Chhillisgarh . 

V. K. MISHRA. Deputy Secretun . 


... 


-- 


. 


खेल एवं युवा कल्याण विभाग 
मंत्रालय , दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर 


रायपुर , दिनांक 17 अगस्त 2011 


विषय :- खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों निर्णायकों को पुरस्कार नियम . 2004 में संशोधन एवं परिवर्धन प्रस्ताव. 


. 


क्रमांक एफ 7-5/2010/ 9.: -- राज्य शासन एतद्द्वारा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 4-9/2011/ 9 खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा 
समसंख्यक पत्र क्रमांक, दिनांक 19 सितम्बर . 2003 को जारी खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, निर्णायकों को पुरस्कार नियम 2004 में समसंख्यक क्रमांक 
से दिनांक 18 जुलाई , 2006 , 06 अगस्त , 2007 एवं 28 अगस्त 2008 से संशोधन एवं परिवर्धन किया गया है . उक्त नियम में उल्लेखित 
" खेलविभूति सम्मान वाक्यांश को “ शहीद विनोद चौबे सम्मान " से प्रतिस्थापित कर समसंख्यक क्रमांक से संशोधन किया जाता है. 


7 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

एम . एम. मिंज, उप - सचिव 


1684 


छत्तीसगढ़ राजपंत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2011 


[ भाग 1 


आवास एवं पर्यावरण विभाग 
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन , रायपुर 


रायपुर , दिनांक 8 सितम्बर 2011 


क्रमांक एफ 7-13/32/ 2008. - अधिसूचना क्रमांक 2066 /एफ 7-13 / 32 /2008 दिनांक 22-8-2009 में संशोधान करते हुये छत्तीसगढ़ 
नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्र . 23 सन् 1973 ) की धारा 64 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते 
दो गज्य शासन एतद्द्वारा तमनार क्षेत्र को एक विशेष क्षेत्र के रूप में अभिहित करता है जो “तमनार विशेष क्षेत्र ” के नाम से जाना जायेगा और 
व्यको संशोधित सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में निर्धारित किये गये अनुसार होगी : 


अनुसूची 


तमनार विशेष क्षेत्र की संशोधित सीमाएं 


उनर में 


ग्राम नुनदरहा, साल्हेपाली, चोटीगुडा , अजीजगढ़, बिछीनारा , कुधुरमौहा, तिलईपाली, पेलमा, उरवी, हिन्झरे , सेमीजोर, 
छिरवानी , जांजगीर एवं नागरमुडा ग्रामों की उत्तरी सीमा तक . 


पूर्व 


ग्राम नागरमुडा, आमगांव , टांगरघाट, तिलाईपारा, बौराजोर , केशरचुवा, कर्रापाली, हमीरपुर , कुशमेल , चाकाबहाल , जामपाली , 
बरकझार , केनानीबहाल, कर्मागढ़, बंगुरसिहा , चक्रधरपुर एवं धुमाबहाल ग्रामों की पूर्वी सीमा तक . 


दक्षिण में 


ग्राम सम्बलपुरी, बरलिया, दनोट, लाखा, चिराईपाली , पाली, देलारी, सराईपाली, भुई कुर्सी, बगबुडा, जामचुआ , जेबरो, 
ठरकपुर, डारआमा, गदगांव , हर्राडीह, राबो , आमापाली, बगचवा एवं पानीखेत की दक्षिणी सीमा तक . 


. 


पश्चिम में 


ग्राम पानीखेत , चारमार , डग़नीनारा, टेंडा, छोटे गुमडा, बड़े गुमडा, बैहामुडा, मेंढरा, नवागाव , रेंगालवहरी, बनई एवं नुनदरहा 
की पश्चिमी सीमा तक . 


रायपुर , दिनांक 9 सितम्बर 2011 


क्रमांक / 2604/ 571 / 2004/32.--- राज्य शासन एतद्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 संशोधन 1996 की धारा 
17 ( क ) ( 1 ) के अंतर्गत सीपत विकास योजना हेतु निम्नानुसार समिति का गठन करता है . यह समिति अधिनियम की धारा 17 ( क ) ( 2 ) में 
उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी. 


--- 


पद का नाम 


संस्था का पता 


अधिनियम की धारा 
17 ( क ) ( 1 ) की उपधारी 

( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


--- 


( क ) 


अध्यक्ष 


कलेक्टर, जिला बिलासपुर 


( ख ) 


अध्यक्ष 


जिला पंचायत बिलासपुर 


( ग ) 


सांसदं सदस्य 


लोक सभा क्षेत्र बिलासपुर 


( घ ) 


विधायक 
विधायक 


विधान सभा क्षेत्र बेलतरा , बिलासपुर 
विधान सभा क्षेत्र मस्तुरी , बिलासपुर 


( ड ) 


अध्यक्ष 


जनपद पंचायत , मस्तुरी, जिला बिलासपुर 


भाग 11 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2011 


168 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( छ ) 


" 


। 


1. सरपंच 
2. सरपंच 
3. सरपंच 
4. सरपंच 
5. सरपंच 
6. सरपंच 
7. सरपंच 
8. सरपंच 
9. सरपंच 
10. सरपंच 
11. सरपंच 
12. सरपंच 
13. सरपंच 
14. सरपंच 
15. सरपंच 
16. सरपंच 
17. सरपंच 
18. सरपंच 
19. सरपंच 
20. सरपंच 
21. सरपंच 
22. सरपंच 
23. सरपंच 


ग्राम पंचायत सीपत जिला बिलासपुर 
ग्राम पंचायत कौवाताल 
ग्राम पंचायत झलमला 
ग्राम पंचायत नरगोड़ा 
ग्राम पंचायत ठरकपुर 
ग्राम पंचायत गुड़ी 
ग्राम पंचायत हिंडाडीह 
ग्राम पंचायत हिन्डाडीह कर्रा 
ग्राम पंचायत दवनडीह . 
ग्राम पंचायत दवपडीह दर्राभाठा 
ग्राम पंचायत कौड़िया 
ग्राम पंचायत देवरी 
ग्राम पंचायत जांजी 
ग्राम पंचायत पंधी 
ग्राम पंचायत पंधी, खजुरी 
ग्राम पंचायत मटयारी 
ग्राम पंचायत मोहरा 
ग्राम पंचायत बरेली 
ग्राम पंचायत रॉक 
ग्राम पंचायत सेलर 
ग्राम पंचायत रलिया 
ग्राम पंचायत गतौरा 
ग्राम पंचायत परसाही 


( ज ) 


1. प्रतिनिधि 
2. प्रतिनिधि 
3. प्रतिनिधि 


इंस्टीट्यूट ऑफ टाऊन नानर्स इंडिया 
इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया 
इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर 


( झ ) 


समितिका संयोजक 


संयुक्त संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय 
कार्यालय बिलासपुर . 


- 


( ज ) 


1. प्रतिनिधि 
2. प्रतिनिधि 
3. प्रतिनिधि 
4. प्रतिनिधि 
5. प्रतिनिधि 


इंस्टीट्यूट ऑफ टाऊन प्लानर्स इंडिया 
इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया 
इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर 
जिलाध्यक्ष जिला जांजगीर - चांपा 
पुलिस अधीक्षक , जिला जांजगीर - चांपा 


रायपुर , दिनांक 13 सितम्बर 2011 


क्रमांक / 2638/ 571/2004/ 32.- राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 संशोधन 1996 की धाग 
17 ( क ) ( 1 ) के अंतर्गत सक्ती विकास योजना हेतु निम्नानुसार समिति का गठन करता है . यह समिति अधिनियम की धारा 17 ( क ) ( 2 ) में 


1686 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2011 


| भाग 1 


---- 


उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी. 


पद का नाम 


संस्था का पता 


अधिनियम की धारा 
17 ( क ) ( 1 ) को उपधारा 

( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( क ) 


अध्यक्ष 


नगर पालिका परिषद् सक्ती, जिला जांजगीर - चांपा 


( ख ) 


अध्यक्ष 


जिला पंचायत जिला जांजगीर - चांपा 


( ग ) 


सांसद सदस्य 


लोक सभा क्षेत्र जांजगीर - चांपा 


( घ ) 


विधायक 


विधान सभा क्षेत्र सक्ती, जांजगीर- चांपा 


( ड ) 


अध्यक्ष 


जनपद पंचायत , सक्ती, जांजगीर - चांपा 


( छ ) 


1. सरपंच 
2. सरपंच 
3. सरपंच 
4. सरपंच 
5. सरपंच 
6. सरपंच 
7. सरपंच 
8. सरपंच 
9. सरपंच 
10. सरपंच 
11. सरपंच 
12. सरपंच 
13. सरपंच 


ग्राम पंचायत तेन्दूतोहा, जांजगीर - चांपा 
ग्राम पंचायत राजगा 
ग्राम पंचायत पतेरापाली 
ग्राम पंचायत बोरदा, कंचनपुर 
ग्राम पंचायत नन्देली 
ग्राम पंचायत नन्देली, बोईरडीह 
ग्राम पंचायत सोठी 
ग्राम पंचायत नवापारा 
ग्राम पंचायत पोरथा 
ग्राम पंचायत हरेटी, सिपाहीमुड़ा 
ग्राम पंचायत हरेठी 
ग्राम पंचायत बोरदा 
ग्राम पंचायत डोड़की बगबुड़वा 


( ज ) 


1. प्रतिनिधि 
2. प्रतिनिधि 
3. प्रतिनिधि 
4. प्रतिनिधि 
5. प्रतिनिधि 


इंस्टीट्यूट ऑफ टाऊन प्लानर्स इंडिया 
इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया 
इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर 
जिलाध्यक्ष, जिला जांजगीर - चांपा 
पुलिस अधीक्षक , जिला जांजगीर - चांपा 


( झ ) 


समिति का संयोजक 


संयुक्त संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय 
कार्यालय बिलासपुर 


( ज ) 


1. प्रतिनिधि 
2. प्रतिनिधि 
3. प्रतिनिधि 
4. प्रतिनिधि 
5. प्रतिनिधि 


इंस्टीट्यूट ऑफ टाऊन प्लान इंडिया 
इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया 
इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर 
जिलाध्यक्ष जिला जांजगीर चाया 
पुलिस अधीक्षक , जिला जांजगीर - चांपा 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार . 

एस. एस . बजाज , विशेष सचिव . 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2011 


1687 


कृषि विभाग 


मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर 


रायपुर, दिनांक 13 सितम्बर 2011 


क्रमांक/ 3614/ एफ -04/01/ 2010/14-2.- राज्य शासन द्वारा विभाग के समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक/ 4034/ एफ -04/01/2010 / 
14-2, दिनांक 21-10-2010 द्वारा कई मण्डियों के क्षेत्र में एक से अधिक जिला, तहसील आने से मण्डी समितियों के क्षेत्र सीमा परिवर्तन एवं 
युक्तियुक्तकरण संबंधित कार्यवाही किए जाने पर निर्वाचन प्रक्रिया प्रभावित होने के फलस्वरूप घोषित कृषि उपज मण्डी समितियों के अध्यक्ष एवं 
सदस्यों के निर्वाचन कार्यक्रम वर्ष 2010-11 अनुसार कार्यवाही संपन्न कराया जाना संभव न हो पाने के कारण घोषित निर्वाचन कार्यक्रम 2010 
11 को 06 माह के लिए मुल्तवी की गयी है . 


- 


राज्य शासन की राय है कि मण्डी अधिनियम में संशोधन विचाराधीन है, मण्डी समितियों के क्षेत्र सीमा परिवर्तन एवं युक्तियुक्तकरण 
संबंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है जिसे पूरा करने में समय लगना अवश्यंभावी है, जिसके कारण मण्डी समितियों के अध्यक्षों एवं सदस्यों के 
निर्वाचन लगभग आगामी 06 माह तक कराया जाना संभव नहीं है . 


अत : छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 57 “ क को उपधारा ( 1 ) के द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों को उपयोग करते हुए, राज्य सरकार , एतद्द्वारा प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों के निर्वाचनों को आगामी 06 माह की अवधि के 
लिये मुल्तवी करती है . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

प्रदीप कुमार दवे, उप - सचिव . 


वन विभाग 


मंत्रालय , दाऊ कल्याण सिंह भवन , रायपुर 


रायपुर , दिनांक 12 सितम्बर 2011 


क्रमांक एफ 8-20/ 2008 / 10-2.- भारतीय वन अधिनियम , 1927 ( 1927 का सं . 16 ) की धारा 41, 42 सहपठित धारा 76 द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ अभिवहन ( वनोपज ) नियम, 2001 में निम्नलिखित संशोधन करती है , 
अर्थात् : 


संशोधन 


उक्त नियमों में : 


नियम 4 के उप - नियम ( ख ) के खण्ड ( 2 ) के उप - खण्ड ( क ) के सरल क्रमांक ( आठ ) के पश्चात् निम्नलिखित सरल क्रमांक 
अन्त : स्थापित किया जाये, अर्थात् : 


" ( नौ ) 


बांस -07 जिलों में- ( 1 ) सरगुजा ( 2 ) जशपुर ( 3 ) जांजगीर - चांपा ( 4 ) कोरबा ( 5 ) धमतरी ( 6 ) कवर्धा एवं 

( 7 ) महासमुंद. " 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

यूनुस अली, विशेष सचिव. 


W 


1688 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2011 


[ भाग 1 


रायपुर , दिनांक 12 सितम्बर 2011 


क्रमांक एफ 8-20/ 2008 / 10-2.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना 
क्रमांक एफ 8-20 / 2008/ 10-2 दिनांक 12-9-2011 का अंग्रेजी अनुवाद. राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

यूनुस अली, विशेष सचिव. 


Raipur, the 1.2ih September 2011 


३ 


No. F 8-20 / 2008 /10-2 . - In exercise of the powers conferred by sections 41, 42 read with section 76 01 lodian 
Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927 ), the State Government hereby inakes the following amendments in the Chhattisgarh 
Transit ( Forest Produce ) Rules, 2001, namely : 


AMENDMENT 


In the said rules, --- 


Alter the number ( viii ) of sub -clause (a ) of clause (2 ) of sub -rule ( B ) of rule 4 , the following serial number 
shall be inserted , namely : 


" (ix ) 


Bamboo — In 07 Districts ( 1) Sarguja (2) Jashpur (3 ) Janjgir- Champa (4 ) Korba (5) Dhanitari 

( 6 ) Kiwirdha and ( 7 ) Mahasamund ." 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh , 

YUNUS ALI. Special Secretary . 


रायपुर , दिनांक 15 सितम्बर 2011 


क्रमांक एफ 8-6 /2007/ 10-2.--- जंगली हाथियों को उपयुक्त प्राकृतवास उपलब्ध कराने, हाथी - मानव द्वंद कम करने तथा बेहतर वन्य 
प्राणी प्रबंधन के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ शासन एतद्द्वारा निम्न अनुसूची में दर्शाये अनुसार सरगुजा - जशपुर हाथी रि गर्व घोषित करता है : 


- 


अनुसूची 


जिला 
वनमंडल 
तहसील 
परिक्षेत्र 
हाथी रिजर्व का नाम 
क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में ) 


सरगुजा, जशपुर 
उत्तर सरगुजा/पूर्वी सरगुजा/ जशपुर 
सूरजपुर , प्रतापपुर , वाड्रफनगर , पाल एवं बगीचा 
तमोरपिंगला गेमरेंज, बलरामपुर, प्रतापपुर एवं बादलखोल 
सरगुजा - जशपुर हाथी रिजर्व 
114334.28 हे . 


क्र . 


जिला 


वनमंडल 


सम्मिलित क्षेत्र 


सीमाएं 


क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर ) 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 6 ) 


- 


1 . 


सरगुजा 


उत्तर सरगुजा 


तमोर पिंगला अभ्यारण्य 


60852.73 


यथा पूर्ववर्ती म.प्र. शासन . वन विभाग की अधिसूचना 
क्रमांक एफ - 15-18-77.--- स ( 3 ) दिनांक 20-02 
1978 द्वारा अधिसूचित. 


भाग 1 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2011 


1689 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


2 . 


सरगुजा 


पूर्वी सरगुजा 


सेमरसोत अभ्यारण्य 


43036.12 


यथा पूर्ववर्ती म.प्र. शासन, वन विभाग की अधिसूचना 
क्रमांक एफ - 15-18-77 - दस ( 3 ) दिनांक 20-02 
1978 द्वारा अधिसूचित. 


3 . 


जशपुर 


जशपुर 


बादलखोल अभ्यारण्य . 


10445.43 


यथा पूर्ववर्ती म.प्र . शासन, वन विभाग की अधिसूचना 
क्रमांक 3919-2978 - दस - 2-75 दिनांक 28-08-1975 
द्वारा अधिसूचित . 


------------- 


योग 


114334.28 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

यूनुस अली, विशेष सचिव. 


रायपुर , दिनांक 15 सितम्बर 2011 


क्रमांक एफ 8-6/ 2007/ 10-2.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना 
क्रमांक एफ 8-6 / 2007/ 10-2 दिनांक 15-9-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

यूनुस अली, विशेष सचिव, 


.. 


Raipur , the 15th September 2011 
N ). 8-1/ 2007/10-2 .--- view to provide suitable habitat for Wild Elephants, mitigate Human - Elephant 

1371 
conflict ind will the objective of heller wild life management practices, the Government of Chhattisgarh hercliy 
ceclines Siliguru - Harstipur Elephant Reserve as specilied in the following Schedulu :: 


SCHEDULE 


|| 


District 
Forest Division 
Tehsil 
Forest Range 
Name of the Elephant Reserve 
Init ( In Hectare ) 


Sarguja - Jashpur 
North Sarguju /East Sarguja / Jashpur 
Surajpur. Pratappur , Wadralnagar, Pal & Bagicha 
Tamorpingla Gamerange, Balrampur, Pratappur & Badalkhol 
Sarguja - Jashpur Elephant Reserve 
114334.28 Ha. 


S.NO. 


District 


Division 


Units Included 


Boundarics 


Areal 
( In Hä .) 

( 5 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 6 ) 


. 


Surguja 


60852.73 


North 
Surguja 


Tamorpingla 
Sanctuary 


As ovulici vide erstwhile Scale of Mindsor 
Pradesh Governinen , Forest Deparuncul 
notification No. 11-15-18-77 - X ( 3 ) di . 210-11 
1978 . 


1690 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2011 


[ भाग 1 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


2 . 


Surguja 


43036.12 


East 
Surguja 


Semarsot 
Sanctuary 


As notified vide erstwhile State of Madhya 
Pradesh Government, Forest Departinent 
notification No. F- 15-18-77 - X ( 3 ) dt. 20-02 
1978. 


3 . 


Jashpur 


Jashpur 


10445.43 


Badalkhol 
Sanctuary 


As notified vide erstwhile State of Madhya . 
Pradesh Government, Forest Departinent 
notification No. 3919-2978 - X ( 2 )-75 
d . 28-08- 275. 


........ 


Total 


114334.28 


... 4-0 . 


..PARD ---- 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh , 

YUNUS ALI, Special Secretary. 


-rn.--- 


परिवहन विभाग 
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर 


. 


रायपुर, दिनांक 18 अगस्त 2011 


क्रमांक 4714/तक 755 / परि. कि:/2011.-- मोटरयान अधिनियम, 1988 ( क्र . 59 सन् 1988 ) की धारा 65 , 96 एवं धारा 171 के द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम , 1994 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, जिन्हें 
उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप - धारा ( 1 ) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार पूर्व में ही प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात् 


संशोधन 


उका नियमों में 

नियम 47. के खण्ड ( क ) में . शब्द तथा अंक “ रुपये 50 " के स्थान पर शब्द तथा अंक रुपये 200 प्रतिस्थापित किया जाए. 


. 2 . 


नियम 47 के खण्ड ( ख ) में , शब्द तथा अंक “ रुपये 100 के स्थान पर शब्द तथा अंक " रुपये 300 " प्रतिस्थापन किया जाए. 


निकम 63 के उप -नियम ( 1 ) के स्थान पर. निम्नलिखित उप -नियम प्रतिस्थापित किया जाए , अर्थात् : 
" ( 1 ) . राज्य परिवहन प्राधिकरण के सुचारू संचालन के लिए निम्नलिखित अधिकारी होंगे 

एक अतिरिक्त परिवहन आयुक्त राज्य परिवहन प्राधिकरण का पदेन सचिव होगा 


1 . 


प्राधिकरण के संयुक्त परिवहन आयुवत: अतिरिक्त चित्र, उप परिवहन आराधत ,सचिव एवं सहायक 
परिवहन आयुक्त , सहायक सचिव होंगे और उनको असार, राज्य परिवहन प्राधिकरा असा समय - समय पर 
आदेश द्वारा कार्थों का मानदेश किया जाएगा. " 


11. मन के साथ अपने स्थान पर काम 

स्थान पर शादा:: .. रूप 3800 
प्रतिस्थापित किया जाए. 


.. 


5 . 


नियम 184 के उप -नियम ( 3 ) के खण्ड ( 2 ) में , शब्द तथा अंक “रुपये 1500.00 " के स्थान पर शब्द तथा : “ रुपये 5,000.00 
प्रतिस्थापित किया जाए. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से :- आदेशानुसार, 

बी..मरावी, सचिव. 


477.1. ) 


BOTH TG :274 :97, farliga : 30 ferropa 2011 


1691 


Tere, fatich 18 371167 2011 


Stich 16 5-2/ 3478 / 4f ./ 2011. — 4187 Fifauh s 3710TG 348 TUS ( 3 ) do 317 Heu de fauna 554101 
4714814 755/4f . fa./2011 fccici 18-8-2011 07 BTU 5 3 larg Trollyrt MTER À yahifera ft.21 GIAT . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

aît. Th . Arra , afga . 


.. 


Raipur, the 18th August 2011 


No.4714/ tak 755 / Tran depot/2011.-- In exercise of the power conferred hy Section 65 , 96 and Section 11/01 
Hu Motor Vehicles Act, 1988 ( No. 59 of 1988 ), the State Government, hereby makes the following further aprendment 
in the Chhattisgarh Motor Vehicles Rules. 1994 the same having been previously published as required by sub -sectiou 
rij of Section 212 of the said Act, namely : -- . 


AMENDMENT 


In the said rulis : 

In clause (a ) of Rule 47 , for the words and figure " Rs. 50 /-" the words and tigure " Rs. 2004- " shall be subse 
tituted . 


1 . 


.. 


: . 


lit clause (b ) vi Rille # 7, for the words and figure " Rs. 100W -"* the wefels and tigure " Rs. 300 ,-“ strull. tu 
Sirhstituled . 


For sub - rule ilj of Rule 63, the following sub -rule shall be substituted , namely 
" ( 1 ) The State Transport Authority shall have the following official for the smooth functioning 

Additional Transport Commissioner shall be the Ex-Officio Secretary of the Stato 
Transport Authority . 


.. 


Joint Transport Commissioner sha ! hu the Adrional Secretary . Dup !! Ciamput 
Ceinniissione ! shall be the Deputy Secretary and Assisian ! Tansport Commissioner still 
he the Assistant Secrctatry lo he Anttoriiy . and work ittail he isvignul isituin by illo 
Chairman , Stile Transport Authorit : 1101 time in time in ander." 


clause it i of sub -rule ( ?).Ot Rule 184: fix ite words ini digun . R : ,- " ! Wir with the 
R. 1904 ) /." soll ! : Shule ! 


5 . 


in clause (2 ) of sub - rule ( 3 ) of Ruhu 184. for the words and figure “ Rs. 15000.00 /-" the words and ligure 
**Rs. 5000.00 /- " shall hy substituted . 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh . 

B. S. MARAVI. Secretary . 


1692 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2011 


[ भाग 1 


राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग 
मंत्रालय , दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर 


रायपुर , दिनांक 3 सितम्बर 2011 


क्रमांक एफ 3-97 / राजस्व -2 / 2009. – भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ मुद्रण तथा लेखन - सामग्री 
तृतीय श्रेणी ( अलिपिकीय ) सेवा में भर्ती के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् : 


नियम 


1 . 


संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ... 
(1 ) ये नियम छत्तीसगढ़ मुद्रण तथा लेखन सामग्री तृतीय श्रेणी ( अलिपिकीय ) सेवा भर्ती नियम, 

2011 कहलाएंगे । 


( 2 ) 


ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे । 


2 . 


परिभाषाएं .-- इन नियमों में , जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो 
( क ) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी " से अभिप्रेत है, ऐसे प्राधिकारी, जिसे शासन द्वारा 

सेवा या पद पर नियुक्ति करने की शक्तियाँ सौपी गई हों या इसके पश्चात् सौंपी जाएं; 


( ख ) 


" शासन से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ शासन ; 


( ग ) 


" राज्यपाल से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल; 


( घ ) 


" अन्य पिछड़े वर्ग " से अभिप्रेत है , राज्य सरकार द्वारा समय समय पर यथा संशोधित 
समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक एफ 8-5 पच्चीस 4-84, दिनांक 26 दिसम्बर , 1984 द्वारा 
यथा विनिर्दिष्टं नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग; 


( ङ ) 


" चयन समिति " से अभिप्रेत है, इन नियमों के अधीन भर्ती या पदोन्नति के लिए नियुक्ति 
प्राधिकारी द्वारा गठित चयन समिति ; 


( च ) 


" अनुसूची " से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची; 


( छ ) 


" राज्य " से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य; 


( ज ) 


" अनुसूचित जाति " से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य 
के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति, 
" अनुसूचित जनजाति " से अभिप्रेत है , भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस 
राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति 
" सेवी से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ मुद्रण तथा लेखन सामग्री, तृतीय श्रेणी ( अलिपिक वर्गीय) 


( ञ ) 


सेवा । 


3 . 


विस्तार तथा लागू होना.- छत्तीसगढ़ सिविल सेवा ( सेवा की सामान्य शर्ते) नियम , 1961 में 
अंतर्विष्ट उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर 
लागू 

होंगे । * 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2011 


1693 


4 . 


सेवा का गठन.- सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे , अर्थातः 
( एक ) वे व्यक्ति , जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय अनुसूची - एक में विनिर्दिष्ट पदों को 

मूलतः धारण कर रहे हों , 


( दो ) 


वे व्यक्ति , जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों ; और 


( तीन ) वे व्यक्ति , जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हों । 


5 . 


वर्गीकरण , वेतनमान इत्यादि.- सेवा का वर्गीकरण , उससे संलग्न वेतनमान तथा सेवा में 
सम्मिलित पदों की संख्या अनुसूची -एक में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगी: 


परन्तु , शासन , समय - समय पर सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में या तो स्थायी या 
अस्थायी आधार पर वृद्धि या कमी कर सकेगा । 


6 . 


( 1 ) 


भर्ती का तरीका.-- 

इन नियमों के प्रवृत्त होने के बाद , सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जायेगी, 
अर्थात् : 
( क ) प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा या मेरिट के आधार पर चयन एवं 

साक्षात्कार द्वारा; 


- 


( ख ) 


( ग ) 


अनुसूची -4 में दर्शाए गये सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के द्वारा; 
ऐसे व्यक्तियों के स्थानान्तरण / प्रतिनियुक्ति द्वारा, जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पद 
जैसा कि इस निमित्त शासन द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए , मूल रूप से धारण करते 
हों । 


. 


( 2 ) 


उप -नियम (1 ) के खण्ड ( ख ) या (ग ) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या 
अनुसूची - एक में यथा विनिर्दिष्ट पदों की संख्या के अनुसूची दो में दर्शाए गए प्रतिशत से 
किसी भी समय अधिक नहीं होगी । 


( 3 ) 


इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, सेवा में किसी भी ऐसी विशिष्ट रिक्ति या 
रिक्तियों को जिसे या जिन्हें भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरा जाना 
अपेक्षित हो, भरे जाने के प्रयोजन के लिए अपनाया जाने वाला भर्ती का तरीका या तरीके 
और प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रत्येक अवसर पर 
नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सरकार के परामर्श से अवधारित की जाएगी । 
उप -नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी , यदि सरकार की राय में सेवा की 
अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो , तो नियुक्ति प्राधिकारी छ. ग. 
शासन सामान्य प्रशासन विभाग के अनुमोदन के पश्चात् , उप -नियम में विनिर्दिष्ट सेवा में 
भर्ती के लिए उन तरीकों से भिन्न ऐसे तरीके अपना सकेगा, जिसे वह इस निमित्त जारी 
किये गये आदेश द्वारा विहित करे । 


( 4 ) 


( 5 ) 


5 


सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों के लिए मेरिट के आधार पर चयन के लिए शासन द्वारा 
मापदंड निर्धारित किये जा सकेंगे । तथापि , विभागाध्यक्ष द्वारा इस हेतु एक चयन समिति 
गठित की जानी चाहिए, जो इन मापदंडों से अन्यथा अन्य युक्तिसंगत मापदंड शासन की 
सहमति से अपना सकेगी । 


( 6 ) 


भर्ती के समय छत्तीसगढ़ लोक सेवा ( अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और 
पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र . 21 सन् 1994 ) के प्रावधान लागू होंगे । 


1694 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 30 सितम्बर 2011 


[ भाग 1 


7 . 


सेवा में नियुक्ति.- इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में समस्त नियुक्तियाँ नियुक्ति 
प्राधिकारी द्वारा की जाएंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के तरीकों में से 
किसी एक के द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जायेगी, अन्यथा नहीं । 


8 . 


- 


सीधी भर्ती के लिए पात्रता संबंधी शर्तेः- परीक्षा / चयन में स्पर्धा हेतु पात्र होने के लिए 
अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्ते पूरी करनी होगी, अर्थात् 
( एक ) आयु 
( क ) उसने चयन के प्रारंभ होने की तारीख के ठीक आगामी जनवरी के प्रथम 

दिवस को अनुसूची - तीन के कॉलम ( 3 ) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो 

और अनुसूची - तीन के कॉलम (4) एवं (5) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो । 
( ख ) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों 

का हो , तो उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 ( पॉच) वर्ष तक की छूट दी 
जायेगी । 


( ग ) 


छत्तीसगढ़ सिविल सेवा ( महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 
1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों की उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 
10 ( दस ) वर्ष तक शिथिलनीय होगी । 


टीप.- शासकीय सेवा में एक या अधिक कारणों से छूट देने के पश्चात् उच्चतर 

आयु सीमा 45 वर्षों से अधिक नहीं होगी । 


( घ ) 


उन अभ्यर्थियों के संबंध में , जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हैं या कर्मचारी रह 
चुके हैं , निम्नलिखित सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उच्चतर आयु सीमा 
शिथिल की जायेगी, अर्थात् : 
(एक ) ऐसा अभ्यर्थी जो स्थायी शासकीय सेवक हो, 38 ( अड़तीस ) वर्ष से अधिक 

आयु का नहीं होना चाहिए । 


( दो ) 


ऐसे अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहे हों , जिसमें 
कार्यभारित कर्मचारी, आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले 
कर्मचारी तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति में नियोजित व्यक्ति भी 
सम्मिलित हैं , जो किसी अन्य पद के लिए आवेदन कर रहे हैं , उनकी 
आयु 38 वर्ष से अधिक की नहीं होनी चाहिए । 


( तीन ) ऐसे अभ्यर्थी, जो " छटनी किये गये सरकारी सेवक " हों , उसे अपनी आयु 

में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त अस्थायी / स्थायी सेवा की 
अधिकतम 7 ( सात ) वर्ष तक की कालावधि , भले ही वह कालावधि एक से 
अधिक बार की गयी सेवाओं का योग हो , कम करने के लिए अनुज्ञात 
किया जायेगा, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले , वह 
उच्चतर आयु सीमा से 3 (तीन) वर्ष से अधिक न हो । 


स्पष्टीकरण: - शब्द " छटनी किये गये शासकीय सेवक " से तात्पर्य ऐसे 

व्यक्ति से है , जो इस राज्य की अथवा किन्हीं भी संगठक 
इकाईयों की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छ: मास की 
कालावधि तक निरंतर रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में 
अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अथवा 
आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक 3 (तीन) वर्ष पूर्व 
स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो । 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2011 


1695 


( ङ ) 


ऐसे अभ्यर्थी, जो भूतपूर्व सैनिक हों , उन्हें अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की 
गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, 
किन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से 3 ( तीन ) 
वर्ष से अधिक न हो । 
स्पष्टीकरण: - शब्द " भूतपूर्व सैनिक " से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो 

निम्नलिखित प्रवर्गो में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा जो भारत 
सरकार के अधीन कम से कम छ : मास की कालावधि तक निरंतर 
नियोजित रहा हो तथा जिसकी किसी रोजगार कार्यालय में अपना 
पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने 
की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की 
सिफारिशों के फलस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये 
जाने के कारण छटनी की गयी हो या जो अतिशेष ( सरप्लस ) घोषित 
किया गया हो : 
( एक ) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें समय पूर्व सेवा निवृत्त रियायतों के 

अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो ; 


( दो ) 


ऐसे भूतपूर्व सैनिक , जिन्हें दूसरी बार नामांकित किया गया हो, 

और जिन्हें : 
( क ) नियुक्ति की अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने 

पर ; 
( ख ) नामांकन संबंधी शर्ते पूर्ण हो जाने पर , सेवामुक्त कर 

दिया गया हो । 


( तीन) मद्रास सिविल यूनिट के भूतपूर्व कार्मिक 
( चार ) ऐसे भूतपूर्व सैनिक , ( सैनिक तथा असैनिक ) (जिनमें अल्पावधि 

सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं ) जो 
उनकी संविदा पूरी हो जाने पर सेवामुक्त किए गए हैं ; 


- 


(पॉच ) ऐसे भूतपूर्व सैनिक , जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर लगातार छ: माह 

से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवामुक्त 
कर दिया गया हो ; 


( छ:) 


ऐसे भूतपूर्व सैनिक , जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग 
किया गया हो ; 


( सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवामुक्त किया गया 

है , कि अब वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं , 


( आठ ) ऐसे भूतपूर्व सैनिक , जिन्हे गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने 

के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग किया गया हो । 


( च ) 


( छ ) 


उन अभ्यर्थियों के संबंध में , जो परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रीन कार्ड 
धारक हैं , उच्चतर आयु सीमा अधिकतम दो वर्ष तक शिथिलनीय होगी । 
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़ा वर्ग विकास विभाग की 
अर्न्तजातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन पुरस्कृत दम्पत्ति के सवर्ण 
पति / पत्नि के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी । 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2011 


[ भाग 1 


1696 


( ज ) 


शहीद राजीव पांडे पुरस्कार , गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान 
प्राप्त अभ्यर्थियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार धारक युवा अभ्यर्थियों की उच्चतर आयु 
अधिकतम सीमा 5 (पॉच ) वर्ष तक शिथिलनीय होगी । 


झ 


उन अभ्यर्थियों के संबंध में , जो छत्तीसगढ़ राज्य / निगम / मण्डल के कर्मचारी हैं , 
उच्चतर आयु सीमा 38 ( अड़तीस ) वर्ष तक शिथिलनीय होगी । 


( ञ ) 


स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नान कमिशन्ड अधिकारियों की दशा में , 
उनके द्वारा इस प्रकार की गयी सेवा की कालावधि के लिए उच्चतर आयु सीमा 8 
( आठ ) वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए शिथिलनीय होगी, किन्तु किसी भी 
दशा में उनकी आयु 38 ( अड़तीस ) वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा आयु 
सीमा के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय - समय पर जारी निर्देश 
लागू 


होंगे । 


टिप्पणी: 
(1 ) ऐसे अभ्यर्थी जो उपर्युक्त खण्ड ( घ) (एक ) तथा ( दो ) में वर्णित रियायतों 

के अन्तर्गत परीक्षा / चयन हेतु पात्र पाये गये हैं , नियक्ति हेतु पात्र नहीं 
होंगे, यदि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात या तो परीक्षा / चयन के पूर्व 
या उसके पश्चात् सेवा से त्याग पत्र दे देते हैं । तथापि, यदि आवेदन 
प्रस्तुत करने के पश्चात् उनकी सेवा या पद से छंटनी की गयी हो , तो वे 
पात्र बने रहेंगे । 


( 2 ) 


किसी भी अन्य मामले में ये आयु सीमायें शिथिल नहीं की जाएंगी । 
विभागीय अभ्यर्थियों को परीक्षा / चयन के लिए उपसंजात होने के लिए 
नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी । 


( ट ) 


उच्चतर आयु सीमा के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय - समय पर जारी 
निर्देश भी लागू होंगे । 


( ठ ) 


उपरोक्तानुसार , उल्लिखित वर्गों में से किसी भी एक या अधिक आधार पर छूट 
का लाभ दिये जाने के उपरांत भी . शासकीय सेवा हेतु पात्र होने के लिए 
अधिकतम आयु सीमा 45 (पैंतालिस ) वर्ष से अधिक नहीं होगी । 


1 


( दो ) 


शैक्षणिक अर्हताएं: - अभ्यर्थी के पास अनुसूची - तीन में दर्शायी गई सेवा के लिए 
निर्धारित शैक्षणिक अर्हतायें होनी चाहिए । 


( तीन ) फीस : - अभ्यर्थी को शासन द्वारा निर्धारित फीस का भुगतान करना होगा । 


9 . 


निरर्हता.- अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किन्हीं भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त 
करने के किसी भी प्रयास को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसे लिखित परीक्षा / चयन के लिए निरहित 
ठहराया जा सकेगा । 


अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा.-- परीक्षा / 
चयन में उपस्थित होने के लिए अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अन्यथा के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी 
का निर्णय अन्तिम होगा तथा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ऐसे किसी भी अभ्यर्थी को , साक्षात्कार हेतु 
परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी , जिसे नियुक्ति प्राधिकारी ने प्रवेश प्रमाण पत्र जारी न 
किया हो । 


भाग । 


छत्तीसगढ़ राजपत्र . दिनांक 30 सितम्बर 2011 


1697 


11 . 


( 1 ) 


प्रतियोगिता परीक्षा / चयन द्वारा सीधी भर्ती.- प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सीधी 
भर्ती- नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा एक चयम समिति गठित की जायेगी, जिसमें तीन सदस्य 


होगे; 


( एक ) सेवा में भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा ऐसे अन्तरालों से आयोजित की जाएगी, 

जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी समय - समय पर शासन के परामर्श से अवधारित 


करे । 


( दो ) 


परीक्षा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय - समय पर शासन द्वारा जारी किये गये 
आदेशों के अनुसार आयोजित की जाएगी । 


( 2 ) 


चयम द्वारा सीधी भर्ती - 
( क ) सेवा में भर्ती के लिए चयन ऐसे अन्तरालों से किया जायेगा, 

प्राधिकारी अवधारित करे 


जैसा कि नियुक्ति 


( ख ) 


अभ्यर्थियों का चयन , चयन समिति द्वारा उनके साक्षात्कार के आधार पर कियां 
जाएगा; तथा 


( ग ) 


चयन समिति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय - समय पर गठित की जायेगी । 


( 3 ) 


अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए 
सीधी भर्ती के प्रकम पर पदों को छत्तीसगढ़ लोक सेवा ( अनुसूचित जातियों, अनुसूचित 
जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण ) अधिनियम, 1994 ( कमांक 21 सन् 
1994 ) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार तथा शासन द्वारा समय - समय पर जारी आदेशों के 
अनुसार आरक्षित किया जाएगा । 


( 4 ) 


इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय. उन अभ्यर्थियों, जो अनुसूचित जातियों 
अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं , की नियुक्ति पर विचार उसी 
क्रम में किया जायेगा, जिस कम में उसके नाम नियम (12) में निर्दिष्ट सूची में आये हों , 
चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो । 


( 5 ) 


- 


अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों को , 
जिन्हें नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हए 
सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किया गया हो , यथास्थिति अनुसूचित जातियों, 
अनुसूचित जनजातियों , तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर 
नियुक्त किया जा सकेगा । 


( 6 ) 


छत्तीसगढ़ सिविल सेवा ( महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के 
अनुसार सीधी भर्ती के प्रकम पर , 30 प्रतिशत पद महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखे 
जायेंगे 


( 7 ) 


ऐसे मा . नों में , जहां सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए कुछ काला : 
अनुभव विश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है. और नियुक्ति प्राधिकारी की राय : 
यह पा . जाये कि अनुसूचित जातियो अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों में 
अभ्यर्थिः के पर्याप्त संख्या गं रापला हाने की संभावना नहीं है , वहां नियुक्ति प्राधिकारी 
अनुसूषित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के बारे में 
अनुभव । शर्त को शिथिल ।। 


, 


1698 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 30 सितम्बर 2011 


[ भाग 1 


( 8 ) 


विकलांग अभ्यर्थियों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार पद 
आरक्षित होंगे । 


12. 


( 1 ) 


चयन समिति द्वारा सिफारिश किये गये अभ्यर्थियों की सूची. 

चयन समिति उन अभ्यर्थियों की योग्यता के क्रम में एक सूची, जो ऐसे स्तर से अर्हित हों , 
जैसा कि चयन समिति अवधारित करे , तैयार करेगी तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित 
जनजातियों, और अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों की सूची, जो यद्यपि उस स्तर से 
अर्हित नहीं हैं , किन्तु फिर भी प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए 
समिति द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किये गये हैं , नियुक्ति प्राधिकारी को 
अग्रेषित करेगी । सूची सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भी प्रकाशित की जाएगी । 


( 2 ) 


इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा ( सेवा की सामान्य शर्ते ) नियम, 1961 के उपबंधों 
के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर , अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए उसी कम 
से विचार किया जायेगा, जिसमें कि उनके नाम सूची में आए हों । 


( 3 ) 


सूची में अभ्यर्थी का नाम शामिल किये जाने से ही उसे तब तक नियुक्ति का कोई 
अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जॉच करने के 
बाद, जैसी कि वह आवश्यक समझे यह समाधान नहीं हो जाये कि अभ्यर्थी सेवा में 
नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है । 


13 . 


पदोन्नति द्वारा नियुक्ति. 
(1) . पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिए अनुसूची- चार में वर्णित 

सदस्यों को मिलाकर एक समिति गठित की जायेगी : 


परंतु यदि पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के संबंध में पदोन्नति / चयन समिति 
की अध्यक्षता करने वाले सदस्य से भिन्न नामांकित सदस्य अनुसूचित जाति गों , अनुसूचित 
जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के प्रवर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करता, तो उसी प्रास्थिति 
के अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का एक सदस्य पदोन्नति / चयन समिति 
में सम्मिलित किया जाएगा तथा पदोन्नति / चयन समिति के सदस्यों की संर या उस सीमा 
तक बढ़ाई जाएगी । 


( 2 ) 


अनुसूची - चार के कॉलम (2 ) में विनिर्दिष्ट सेवा के सदस्यों की पदोन्नति , उस के कॉलम (3) 
में यथा विनिर्दिष्ट पदों पर करने के लिए, अभ्यर्थियों की पात्रता, चयन प्रक्रिया तथा 
पदोन्नति द्वारा नियुक्ति छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति ) नियम , 2003 में : या विनिर्दिष्ट 
उपबंधों के अनुसार की जाएगी तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वार समय - समय 
पर जारी निर्देश लागू होंगे । 


( 3 ) 


समिति की बैठक ऐसे अन्तरालों से की जायेगी, जो साधारणतः एक वर्ष से : धेक की नहीं 


होगी । 


r 


( 4 ) 


आरक्षित रिक्तयों में पदोन्नति करने हेतु प्रकिया उप - नियम ( 2) में उल्लेरि 
शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय - समय पर जारी किये र 
अनुसार होगी । 


नियमों एवं 
निर्देशों के 


14. 


( 1 ) 


पदोन्नति / स्थानान्तरण के लिए पात्रता की शत. 

उप -नियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, समिति उन समस्त व्यक्ति ों के मामलों 
पर विचार करेगी, जिन्होने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को उन पदों पर या उसके 
समतुल्य घोषित किसी अन्य पद पर, उतने वर्षों की सेवा ( चाहे स्थानापन्न : प में या मूल 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2011 


1699 


रूप में ) जैसा कि अनुसूची-4 के फॉलम ( 4) में यथा विनिर्दिष्ट हैं , से कम न हो . पूर्ण कर 
ली हो और जो उप - नियम ( 2 ) के उपवधों क अनुसार विचारण क्षेत्र में आते हों । 


स्पष्टीकरण: - पदोन्नति के लिए पात्रता की संगणना की रीति - वर्ष जिसमें विभागीय 

पदोन्नति समिति / छानवीन समिति आहूत की जाती है , की प्रथम जनवरी को 
अर्हकारी सेवा की कालावधि की गणना उस कैलेण्डर वर्ष से की जायेगी जिसमें 
लोक सेवक फीडर संवर्ग / सेवा के भाग / पद के वेतनमान में आया है और फीडर 
संवर्ग / सेवा के भाग / पद के वेतनमान में आने के तारीख से नहीं । 


( 2 ) 


छत्तीसगढ़ सिविल सेवा ( पदोन्नति ) नियम, 2003 में विहित आरक्षण रोस्टर के अनुसार 
पदोन्नति की जाएगी । 


15 . 


( 1 ) 


उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची का तैयार किया जाना. 

विभागीय पदोन्नति समिति ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो नियम 14 में 
विहित शर्तों को पूरी करते हों तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति / स्थानान्तरण के 
लिए उपयुक्त समझा गया हो . यह सूची चयन सूची के तैयार किये जाने की तारीख से 
एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तयों को 
भरने के लिए पर्याप्त होगी । 


( 2 ) 


पदोन्नति के लिए व्यक्तियों की चयन सूची तैयार करने के लिए मापदण्ड वरिष्ठता सह 
उपयुक्तता ( सीनियॉरिटी सब्जेक्ट टू फिटनेस) होगी । 


( 3 ) 


प्रत्येक चयन सूची की तैयारी के समय, चयन सूची में सम्मिलित कर्मचारियों के नाम 
अनुसूची -4 के कॉलम ( 2) में यथा विनिर्दिष्ट सेवा या पदों में वरिष्ठता के कम में रखे 


जायेंगे । 


स्पष्टीकरण: - व्यक्ति , जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित किया गया हो, किन्तु जिसे 

सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत नहीं किया गया हो , केवल उसके 
पूर्वोत्तर चयन के तथ्य से ही उन व्यक्तियों के ऊपर जिन पर पश्चातवती चयन 
में विचार किया गया है , वरिष्ठता का कोई दावा नहीं होगा । 


- 


16 . 


चयन सूची. 
(1 ) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित की गयी सूची, अनुसूची - चार के कॉलम 

( 2) में उल्लिखित पदों से अनुसूची- चार के कॉलम (3 ) में अंतर्विष्ट पदों पर सेवा के 
सदस्यों की पदोन्नति के लिए चयन सूची होगी । 


( 2 ) 


. 


चयन सूची की विधिमान्यता उस कैलेण्डर वर्ष की तारीख से एक बार 
उसे तैयार किया गया है. 


परंतु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से कर्तल क .:.::.; 
पाला में गंभीर चूक होने की स्थिति में शासन के अनुरोध पर , चयन । 
से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और यदि वह उचित समझो तो : . 
व्यक्ति का नाम हटा सकेगा 


छनोसगढ़ राजपत्र. दिनांक 30 सितम्बर 2011 


[ भाग 1 


- 


चयन सूची से सेवा में नियुक्ति .. 
( 1 ) चयन सूची में सम्मलित कर्मचारियों की सेवा संवर्ग के पदों पर नियुक्ति छत्तीसगढ़ लोक 

सेवा ( पदोन्नति ) नियम, 2003 के अनुसार की जाएगी । 


( 2 ) 


साधारणतः उस व्यक्ति की, जिसका नाम सेवा की चयन सूची में सम्मलित हो , नियुक्ति के 
पूर्व समिति से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा, जब तक की चयन सूची में 
उसका नाम शामिल किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख से बीच की कालावधि 
में उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट उत्पन्न न हो जाये, जो नियुक्ति प्राधिकारी की राय 
में सेवा में नियुक्ति के लिए उसे अनुपयुक्त सिद्ध करती हो । 


18 . 


परीवीक्षा.- सेवा में सीधी भर्ती से नियुक्त / पदोन्नत किये गये प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्षों की 
कालावधि के लिए परीवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा । 


19 . 


निर्वचन. - यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो , तो उसे राज्य शासन को 
निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका उस पर विनिश्चयं अंतिम होगा । 


20 . 


शिथिलीकरण.- इन नियमों में की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा, कि वह 
राज्यपाल की किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में , जिसे ये नियम लागू होते हैं , ऐसी रीति से जो उसे 
उचित तथा साम्यपूर्ण प्रतीत हो , कार्यवाही करने की शक्ति को सीमित या कम करती है: 


परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जायेगा , जो इन नियमों में उपबंधित रीति 
की अपेक्षा उसके लिए कम अनुकूल हो । 


21 . 


व्यावृत्ति.- इन नियमों में की कोई भी बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य 
पिछड़े वर्गों के लिए राज्य शासन द्वारा समय - समय पर इस संबंध में जारी किये गये आदेशों के 
अनुसार उपबंधित किये जाने के लिए अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्ती को प्रभावित नहीं करेगी । 


1 


. 


22. 


निरसन तथा व्यावृत्ति.- इन नियमों के तत्स्थानी और इनके प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी 
नियम, इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं : 


H 


परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई भी आदेश या की गई कोई 
भी कार्रवाई इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया आदेश या की गई कार्रवाई 
समझी जायेगी । 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

पी. निहलानी, उप - सचिव, 


भाग । 


छत्तीसगढ़ राजपत्र. दिनांक 30 सितम्बर 2011 


1701 


अनुसूची -एक 
(नियम 6 देखिए) 


विभाग का नाम- शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री 


सेवा में सम्मिलित पदों के नाम 


वर्गीकरण 


वेतन बैंड 


स . 
क्रमांक 
(1 ) 


पदों की 
संख्या 

( 3 ) 


ग्रेड 
वेतन 

( 6 ) 


( 4 ) 


(5 ) 
9300-34800 


1 


01 


4200 


1 


N 


04 


तकनीकी 
-तदैव 
-तदैव 


9300-34800 


4200 


07 


5200-20200 


2400 


ल 


4 


01 


9300-34800 


4200 


LO 


14 


5200-20200 2800 

--- 
5200-20200 । 2800 


6 


05 


7 


02 


5200-20200 


2800 


8 


04 


5200-20200 


2400 


9 


08 


5200-20200 


2400 


r 


10 


03 


5200-20200 


2400 


11 


01 


5200-20200 


2400 


12 


07 


5200-20200 


2400 


13 


01 


5200-20200 


2400 


14 


05 


2400 


5200-20200 
9300-34800 


15 


01 


4200 


16 


02 


9300-34800 


4200 


( 2 ) 
मुख्य परीक्षक / संपादक 
ओव्हरसियर / तकनीकी अधिकारी 
सेक्शन होल्डर / उप - तकनीकी 
अधिकारी 
वरिष्ठ डी.टी.पी. आपरेटर 
डी.टी.पी. आपरेटर 
कलर स्केनर आपरेटर 
मल्टीकलर प्रिंटिंग आपरेटर 
सीनियर रीडर / उप - संपादक 
जूनियर रीडर 
रीवाइजर 
कैमरा मेन 
सहायक सेक्शन होल्डर 
ग्राफिक आर्ट डिजाइनर 
वेब आफसेट आपरेटर 
वेब ग्राफिक आर्ट डिजाईनर 
सब इंजीनियर / इलेक्ट्रीकल / मेकेनिकल 
मेकेनिक 
मेकेनिक कम इलेक्ट्रीशियन 
इलेक्ट्रीशियन 
फास्ट डिजिटल प्रिंटर आपरेटर 
सिंगल कलर शीटफेड आपरेटर 
सहायक वेब आफसेट आपरेटर 
कापी होल्डर 
रिटचर / पेस्टर / ट्रेसर 
वरिष्ठ प्लेट मेकर 
प्लेट मेकर 
ग्रेनिंग मशीन आपरेटर 
वरिष्ठ सिंगल कलर मशीन आपरेटर 
कनिष्ठ सिंगल कलर मशीन आपरेटर 
सीनियर बाईन्डर 
जूनियर बाईन्डर 
कारपेंटर 
विद्युत परिसारक ( सहायक ) 
वाहन चालक 


17 


02 


2400 


5200-20200 
5200-20200 


18 


02 


2400 


19 


02 


-तदैव 
-तदैव 
-तदैव 
-तदैव 
-तदैव 
-तदैव 
--तदैव 
--तदैव 
-तदैव 
-तदैव 
-तदैव 
-तदैव 
-तदैव 
-तदैव 
-तदैव .. 
-तदैव 
-तदैव 
-तदैव 
-तदैव 
-तदैव 
-तदैव 
-तदैव 
-तदैव 
-तदैव 
-तदैव 
-तदैव 
-तदैव 
-तदैव 
-तदैव 
-तदैव 
-तदैव 


5200-20200 


2400 


20 


06 


5200-20200 


1900 


21 


02 


5200-20200 


1900 


- 


22 


09 


5200-20200 


1900 


23 


07 


1900 


5200-20200 
5200-20200 


24 


02 


1900 


25 


01 


5200-20200 


1900 


26 


02 


5200-20200 


1900 


27 


02 


5200-20200 


1900 


28 


08 


5200-20200 


1900 


29 


06 


5200-20200 


1900 


30 


16 


5200-20200 


1900 


31 


32 


5200-20200 


1900 


32 


01 


5200-20200 


1900 


33 


02 


5200-20200 : 2400 


34 


06 


5200-20200 


1900 


1702 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 30 सितम्बर 2011 


[ भाग 1 


अनुसूची -दो 
(नियम 3 देखिए ) 


विभाग का नाम- शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री 


सेवा के मूल / 


100 % 


1 

2 


6 
7 

४ 


100 % 


100 % 


100 % 


सरल सेवा में सम्मिलित पदों के नाम 

पदों की भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या 
कमांक 

सख्या 

का प्रतिशत 
चयन करके 
सीधी भर्ती 

स्थानापन्न सदस्यों की 
द्वारा 

पदोन्नति के द्वारा 
(1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 

( 4 ) 
बेणी तीन ( अलिपिक वर्गीय ) मुद्रण तथा लेखन सामग्री 
मुख्य परीक्षा / संपादक 

01 
। ओव्हरसियर तकनीकी अधिकारी 

04 50 % 

50 % 
3 सेक्शन होल्डर / उप - तकनीकी अधिकारी 

07 25 % 

75 % 
4 वरिष्ठ डी.टी.पी. आपरेटर 

01 

100 % 
5 डी.टी.पी. आपरेटर 

14 75 % 

25 % 
कलर स्केनर आपरेटर 

05 

100 % 
मल्टीकलर प्रिंटिंग आपरेटर 

02 
सीनियर रीडर / उप - संपादक 

04 
9 जूनियर रीडर 

08 25 % 

75 % 
10 रीवाइजर 

5 

100 % 
11 कैमरा मेन 

01 

100 % 
12 सहायक सेक्शन होल्डर 

07 25 % 

75 % 
13 ग्राफिक आर्ट डिजाइनर 

01 
वेब आफसेट आपरेटर 

05 

100 % 
15 वेब ग्राफिक आर्ट डिजाईनर 

01 

100 % 
16 सब इंजीनियर / इलेक्ट्रीकल / मेकेनिकल 

02 

प्रतिनियुक्ति से 
17 मेकेनिक 

02 
18 मेकेनिक कम इलेक्ट्रीशियन 

02 
19 इलेक्ट्रीशियन 

02 
20 फास्ट डिजिटल प्रिंटर आपरेटर 

06 
21 सिंगल कलर शीटफेड आपरेटर 

02 
22 सहायक वेब आफसेट आपरेटर 

09 
कापी होल्डर 

07 

50 % 
24 रिटचर / पेस्टर / ट्रेसर 

02 
25 वरिष्ट प्लेट मेकर 

01 

100 % 
26 प्लेट मेकर 

02 

50 % 
27 ग्रेनिंग मशीन आपरेटर 

02 

50 % 
28 । वरिष्ठ सिंगल कलर मशीन आपरेटर 

08 

100 % 
29 कनिष्ठ सिंगल कलर मशीन आपरेटर 

06 25 % 

75 % 
30 सीनियर बाईन्डर 

16 

100 % 
31 जूनियर बाईन्डर 

32 25 % . 

75 % 
32 कारपेंटर 

01 
33 विद्युत परिसारक ( सहायक ) 

02 
34 वाहन चालक 

06 


14 


- 


100 % 
100 % 
100 % 
100 % 
100 % 


N 


100 % 
50 % 


23 


100 % 


50 % 
50 % 


1 .. 


.. 


100 % 
100 % 
1000 


. 


- 


अनुसूची-तीन 

(नियम9देखिए) विभागकानाम-शासकीयमुद्रणतथालेखनसामग्री 

तृतीयश्रेणी-अलिपिकवर्गीय 


भाग 1 ] 


पद 
कानाम 


भर्तीकातरीका 


अर्हताएं 


टिप्पणियाँ 


स. क्रमाक 


न्यूनतम आयु 
. 


अधिकतम 
आयु 
छत्तीसगढ़ 
अन्य केस्थानीय 
निवासी ( 
4 
) 

(5 


( 
1 
) 


(3) 


(8) 


( 
2) मुख्यपरीक्षक/संपादक 


1 


35वर्ष 


30वर्ष 


(6) 

(7) येपदजिनवरिष्ठवाचकोंने(एक)स्नातकहोना 
चाहिए विभागमेंकम 
से 
कम 
5 
वर्षकी( 
दो 
) 
कापी 
फिटिंग,पाण्डुलिपि 
, 
सम्पादन 
सेवा 
की 
हो 
, 
उनका 
चयन 
कर 

विभिन्नप्रकार 
के 
फेसेज 
तथा पदोन्नतिद्वाराभरेजाएंगे 
बशर्तेवेआकारआदिकीजानकारीहोनी कालमक्रमांक(7)मेंदीहुईचाहिए।ले-आउटतैयारकरना 
अर्हतायें 
रखते 
हों 
। 

और 
प्रदर्शनतथाविन्यासके 
पदोन्नति100प्रतिशत 

सिद्धान्तोंकाज्ञानहोनाचाहिए। (तीन)प्रुफ 
वाचनका8वर्षकाअनुभव 

होना 
चाहिए 
। 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2011 


2 


ओव्हारसियर/तकनीकी अधिकारी 


21वर्ष 


35वर्ष 


30वर्ष|ऐसेसेक्शनहोल्डर,सीनियरडी.(एक)उच्चतरमाध्यमिकपरीक्षाउत्तीर्ण 

टी.पी. 
आपरेटर 
एवं 
प्रेसकेअन्य 
होना 
चाहिए 
। प्रभागकेकर्मचारीजोउसपद(दो)किसीभीमान्यताप्राप्तसंस्थासे 
पर 
5 
वर्ष 
की 
सेवा 
पूर्ण 
कर 
चुकेप्रिंटिंगटेक्नालॉजीमेंडिप्लोमा होकीपदोन्नतिद्वारा 
भरेजायेंगे। प्राप्तहोनाचाहिएतथाकिसी मुद्रणप्रौद्योगिकी 
में 
पत्रोपाधि 

मुद्रणालयमेंपरोक्षअथवाअपरोक्ष प्राप्तकर्मचारियोंकेलिएदोवर्ष 

रूप 
से 
मुद्रण 

प्रौद्योगिकी की परोक्ष 
अथवाअपरोक्षविभिन्नशाखाओंमेंकार्यनिष्पादित सुपरवाईजरीकाअनुभवपर्याप्त 
करवाने 
का 
3 
वर्ष 
का 
अनुभव 
होना होगा।पदोन्नतिवरिष्ठतासह 

चाहिए 
। उपयुक्तताकेआधारपरकी(तीन)मुद्रणालयकीसभीशाखाओंजैसे 
जाएगी 
। 

डी.टी.पी. 
कम्पोजिंग 
,प्रोसेसिंग 
, पदोन्नति 50प्रतिशत 

मुद्रणकीजानकारीहोनीचाहिए। सीधीभर्ती50प्रतिशत 


का 


2.. 


1703 


7. 


35वर्ष 


21वष 


3 


30वर्ष 


सेक्शन होल्डर/उप-तकनीकी अधिकारी 


1704 


में 


या 


जिनसहायकसेक्शनहोल्डरोंको(एक)उच्चतरमाध्यमिकपरीक्षाउत्तीर्ण उसपदपरकार्यकरनेकाकम 
होना 
चाहिए। सेकम5वर्षकाअनुभवहो,(दो)किसीभीमान्यताप्राप्तसंस्थासे उनकीपदोन्नतिद्वाराभरेजाएंगेमुद्रणप्रौद्यागिकीमेंडिप्लोमाहोना ।यदिकिसीसहायकसेक्शनचाहिएयाकिसी 

मुद्रणालय होल्डरकेपासमुद्रणप्रौद्योगिकीपरोक्षअथवा 
अपरोक्षरूपसेमुद्रण काप्रमाणपत्रहोतोउसकार्यप्रौद्योगिकीकीविभिन्नशाखाओंमें 
का 
2 
वर्ष 
का 
अनुभव 

पर्याप्तकार्यनिष्पादितकरवानेका3वर्ष होगा।ऐसेप्रकरणोंमेंप्रेसके काअनुभवहोनाचाहिए। कर्मचारी जिनके पासमुद्रण(तीन)मुद्रणालयकीसभीशाखाओंजैसे प्रौद्योगिकीमेंडिप्लोमाहै,केलिएडी.टी.पी.,कम्पोजिंग,प्रोसेसिंग, उक्तपदपर3वर्षकाअनुभवआफसेटमुद्रण,तथाबाईनडिंगका पदोन्नतिहेतुस्वीकार्यहोगा। 

ज्ञानहोनाचाहिए। पदोन्नति 

25प्रतिशत सीधीभर्ती75प्रतिशत 

(एक)उच्चतरमाध्यमिकपरीक्षाउत्तीर्ण 

होना 
चाहिए 
। (दो)आफसेटमुद्रणालयमेंपरोक्षअथवा 

अपरोक्षरूपसेमुद्रणप्रौद्योगिकी कीविभिन्नशाखाओंमेंकार्य निष्पादितकरवानेका5वर्षका 

अनुभवहोनाचाहिए। जिनडी.टी.पी.चालकोंनेउस पदपरकमसेकम5वर्षकी सेवाकीहोउनकीपदोन्नतिद्वारा भरेजाएंगे 

पदोन्नति100प्रतिशत 30वर्षजोविभागीयअभ्यर्थीकालम(7)(एक)हायरसेकण्डरीपरीक्षाउत्तीर्णहोनी 

मेंदीगईयोग्यताएंपूरीकरतेहों 
चाहिए 
। उनकी,पदोन्नतिद्वाराभरेजायेंगें(दो)हिन्दीएवंअंग्रेजीकेकी-बोर्डपर 

कार्यकरनेमेंदक्षताहोनीचाहिए। पदोन्नति 25प्रतिशत 

(तीन)आठघंटेमेंटेबुलरमेटरकेए--4 सीधीभर्ती 75प्रतिशत 

साईजके10पेजएवंसॉलिड रनिंगमेंटरके20पेजकम्पोज करनेकीक्षमताहोनीचाहिए। 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 30 सितम्बर 2011 


4 


वरिष्ठडी.टी.पी.आपरेटर 


डी.टी.पी. 
आपरेटर 


5 


35वर्ष 


21वर्ष 


[ भाग 1 


1 


. 


----------... 


१-..-- 


(चार)पेजमेकर,फोटोशॉप,एमएस.वर्ल्ड 

परकार्यकरनेकीदक्षताहोनी 

चाहिए 
। (पांच)डी.टी.पी.आपरेटरकाकार्यकरने 

का5वर्षकाअनुभवहोनाचाहिए। 


भाग 1 ] 


कलरस्केनरआपरेटर 


21वर्ष 


35वर्ष 


6 


चाहिए 
। 


पदसीधीभर्तीसेभराजाएगा।(एक)हायरसेकण्डरीपरीक्षाउत्तीर्णहोनी सीधीभर्ती-100प्रतिशत 

(दो)किसीभीमान्यताप्राप्तसंस्थासे 

प्रिंटिंगप्रौद्योगिकीमेंडिप्लोमाप्राप्त होनाचाहिएतथाबड़ेप्रोसेसिंग हाउसका3वर्षकाअनुभवहोना 

चाहिए 
। (तीन)किसीआधुनिकमुद्रणप्रोसेसिंग 

हाउसमेंकलरसेप्रेशन,कलर पुफिगले-आउट,प्लालिंगइत्यादि का3वर्षकाव्यावहारिकअनुभव 
होना 
चाहिए 
। 


- 


छत्तीसगढ़ राजपत्रं , दिनांक 30 सितम्बर 2011 


-- 


या 


(एक)हायरसेकण्डरीपरीक्षाउत्तीर्णहोनी 

चाहिए 
। (दो)किसीआधुनिकमुद्रणप्रोसेसिंग 

हाउसमेंकलरसेप्रेशन,कलर पुफिंगले-आउट,प्लानिंगइत्यादि 
का 
5 
वर्ष 
का 
व्यावहारिक 
अनुभव होनाचाहिए। 


21वर्ष 


35वर्ष 


मल्टीकलरप्रिंटिंगमशीन आपरेटर 


30वर्षपदसीधीभर्तीसेभराजाएगा।(एक)हायरसेकण्डरीपरीक्षाउत्तीर्णहोनी सीधीभर्ती--100प्रतिशत 

चाहिए 
। (दो)किसीभीमान्यताप्राप्तसंस्थासे 

प्रिंटिंगप्रौद्योगिकीमेंडिप्लोमाप्राप्त 

होनाचाहिए। (तीन)विभिन्नप्रकारकेमल्टीकलर 

शीडफेड/वेबप्रिटिंगमशीनपर 


1705 


1. 


*TO 


---.. 


कार्य 
करने 
का 
3 
वर्ष 
का 
अनुभव 
। 


या 


1706 


.. 


1 


जी 


5 


वर्ष 
का 


8 


18वर्ष 


35वर्ष 


30वर्ष 


सीनियर 
रीडर 
/ उप---सपादक 


9 


जूनियररीडर 


18वर्ष 


35वर्ष 


(एक)हायरसेकण्डरीपरीक्षाउत्तीर्णहोनी 

चाहिए।किसीबड़ेआफसेटप्रेस में 
विभिन्नप्रकार 
के 
मल्टीकलर 
शीट 
फेड 
/ 
वेब 
प्रिंटिंग 
मशीन 
पर कार्य 
करने 
का 

व्यवहारिक 
अनुभव कनिष्ठवाचकतथापुनरीक्षकोंकी(एक)हायरसेकण्डरी,परीक्षाउत्तीर्ण पदोन्नतिद्वारा 
भरे 
जाएंगे। 

होनी 
चाहिए 
। 
पदोन्नति-100 
प्रतिशत(दो)हिन्दीकेसाथ-साथअंग्रेजीकाभी 

अच्छाज्ञानहोनाचाहिए,टाइप 
फेसेज 
तथा 
पुस्तक 
विन्याससे 

परिचित 
होना 
चाहिए 
। (तीन).प्रुफवाचककेकार्यकाकमसे 

कम 
5 
वर्ष 
काअनुभव 
. 
होना 

चाहिए 
। 30 
वर्षकापीहोल्डर्सकीपदोन्नतिद्वारा(एक)हायरसेकण्डरी,परीक्षाउत्तीर्णहोनी 
भरे 
जाएंगे 
। 

चाहिए। पदोन्नति-.75प्रतिशत 

(दो) प्रुफवाचककेकार्यकीपूर्ण 
सीधी 
भर्ती 
-25 
प्रतिशत 

जानकारीहोनी 
चाहिए 
,तथा 
हिन्दी 
और 
अंग्रेजीमें 
प्रुफ 
पढ़नेकी 

योग्यता 
होनी 
चाहिए 
। (तीन)टाइपफेसेजतथाआकारोंकी 

जानकारी 
होनीचाहिए 
। (चार) प्रुफवाचककातीनवर्षका 

अनुभवहोनाचाहिए। 
उपरोक्तानुसार 

उपरोक्तानुसार 
पदोन्नति 
-- 
100 
प्रतिशत पदसीधीभर्तीसेभराजाएगा।(एक)हायरसेकेण्डरीउत्तीर्ण होनी सीधीभर्ती---100प्रतिशत 

चाहिए 
. (दो)प्रिंटिंगटेक्नालॉजीमेंडिप्लोमाहोना 

चाहिए। (तीन)सभीप्रकारकेप्रोसेसकैमराके 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 30 सितम्बर 2011 


10 


रीवाइजर 


m 


11 


कैमरामैन 


D 


[ भाग 1 


- 


. 


.. 


भाग 1 ] 


रख-रखावऔरचालनकरनेकी 

योग्यता 
होनाचाहिए 
। (चार)श्वेतश्यामतथारंगीनफिल्मको 

एक्सपोजकरनेएवंडेवलपकरनेका पूर्णव्यवहारिकअनुभवहोनाचाहिए। ओरिजनलआर्टवर्कसे 

से 
कलर सेप्रेशनकरनेकीयोग्यताहोनी चाहिए।प्रकाशिकाएवंपारदर्शिता 

कापूर्णज्ञानहोनाचाहिए। (पांच)इसकार्यक्षेत्रमेंकमसेकम3वर्ष 

काव्यवहारिकअनुभवहोनाचाहिए। 


अथवा 


na 


5.77MAGESEP-द 


.. 


. 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2011 


... 


5वर्ष 


12 


सहायकसेक्शनहोल्डर 


18वर्ष 


(एक)हायरसेकण्डरी,परीक्षाउत्तीर्ण 

होनी 
चाहिए 
। (दो)किसीबड़े 
प्रोसेसिंगहाउस 
में 

विभिन्न 
प्रकारके 
कैमरा 
संचालन 

काज्ञानहोनाचाहिए। (तीन)श्वेतश्यामएवंरंगीनफिल्मको 

एक्सपोजएवंडेवलपकरनेकापूर्ण 

ज्ञानहोनाचाहिए। चार)-उपरोक्तकार्योका 

का 

व्यवहारिकअनुभवहोनाचाहिए। 
सीनियर 
सिंगलकलर 
आपरेटर, 
( 
एक 
) 
उच्चतरमाध्यमिकपरीक्षा 
सीनियर 
प्लेटमेंकर, 
सीनियरउसकेसमकक्षपरीक्षाउत्तीर्णहोनी 
बाईन्डर 
,रिटेचर 
/ 
पेस्टर/ट्रेसर 
चाहिए 
। 
आदि 
जिन्हे 
. 
संबंधित 
अनुभाग 
का 
( 
दो 
) 
किसी 
भी 
मुद्रण 
संस्था 
में 
मुद्रण 
5 
वर्ष 
का 
अनुभव 
हो 
तथा 
प्रौद्योगिकीपाठ्यक्रम 
उत्तीर्ण 
होना 
जिन्होंने 
कम 
से 
कम 
8 
वीं 
तक 
चाहिए 
तथा 
किसी 
बड़े 
मुद्रणालय 
में शिक्षाप्राप्तकीहै।येपदोन्नति 
पर्यवेक्षी 
का 
3 
वर्ष 
का 
अनुभव 
होना द्वाराभरेजाएंगे। 
पदोन्नति- 
75प्रतिशत सीधीभर्ती- 
25 
प्रतिशत 

या 


35वर्ष 


30वर्ष 


या 


. 


+-४ 


चाहिए 
। 


1707 


1708 


अनुभवहोना 


ग्रेफिकआर्टडिजाईनर 


18वर्ष 


35वर्ष 


13 


30वर्ष 


(एक)उच्चतरमाध्यमिकपरीक्षाउत्तीर्ण 

होना 
चाहिए। (दो)पाँचवर्षकाकिसीआफसेटप्रेसमें सुपरवाईजरी 

का 
चाहिए 
। (तीन)विभिन्नशाखाकेकार्यकीजानकारी 

आवश्यकहै पदसीधीभर्तीसेभराजाएगा।(एक)हायरसेकेण्डरीपरीक्षाउत्तीर्णहोना सीधीभर्ती-100प्रतिशत 

चाहिए। (दो)फाईनआर्टमेंडिग्रीतथाडिप्लोमा 

होनाचाहिए। (तीन)कोरलड्रा,पेजमेकरएवंफोटोशॉप 

काप्रायोगिकज्ञानआवश्यकहोगा। (चार)किसीबड़ीप्रकाशनसंस्थामेंजिसमें 

विभिन्नप्रकारकेबहुरंगीकार्यकिये 
जाते 
हैं 
, 
में 
हाथ 
से 
अथवा 
कम्प्यूटर सेंडिजाईनबनानेका3वर्षका 

अनुभवहोनाआवश्यकहोगा। ऐसेवरिष्ठसिंगलकलरआपरेटर,(एक)हायरसेकेण्डरीपरीक्षाउत्तीर्णहोना सहायक 

वेबआपरेटरों की 
चाहिए 
। पदोन्नतिसेभरेजाएंगे।जिन्होने(दो)विभिन्नप्रकारकेवेबमशीनोंके उसपदपर5वर्षकीसेवाकीसंचालनकाकिसीबड़ेप्रेसका5 हो। 

वर्षका.व्यवहारिकअनुभवहोना पदोन्नति-100प्रतिशत 

चाहिए 
। पदसीधीभर्तीसेभराजाएगा।(एक)हायरसेकण्डरीपरीक्षाउत्तीर्णहोना सीधीभर्ती-100प्रतिशत 

चाहिए 
। (दो)किसीमान्यताप्राप्तडिजाइनिंगसंस्था 

सेडिग्री/डिप्लोमाहोनाचाहिए। (तीन)किसीबड़ी प्रकाशनसंस्थान, 

विज्ञापनएजेंसीइत्यादिमेंसाफ्टवेयर जैसे-कोरलड्रा,फोटोशाप,एडोब एकोबेटतथाडिजाइनपैकेजतैयार करनेकातीनवर्षकाव्यवहारिक ज्ञानहोनाचाहिए। 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 30 सितम्बर 2011 


14 


वेबआफसेटआपरेटर 


! 


21वर्ष 


35वर्ष 


15 


30वर्ष 


वेबग्राफिकआर्ट 
डिजाइनर 


. 


: ! 


[ भाग 1 


: 


------- 


पदप्रतिनियुक्तिसेभरेजाएंगे। 


16 


सबइंजीनियरइलेक्ट्रीकल एवंमेकनिकल मेकेनिक 


21वर्ष 


भाग 1 ] 


35वर्ष 


30वर्ष 


पदसीधीभर्तीसेभरेजायेंगे। सीधीभर्ती-100प्रतिशत 


17 


(एक)हायर सेकेण्डरीपरीक्षा उत्तीर्ण 

होनाचाहिए। (दो)किसीमान्यसंस्थासेमेकेनिकल 

इन्जीनियरिंगमेंपत्रोपाधिप्राप्तहोना 

चाहिए 
। (तीन)सभीप्रकारकेमुद्रणएवंबाईडिंग 

मशीनोंकोसुधारनेका3वर्षका अनुभवहोनाचाहिए। 


या 


( 
1 
) 


21वर्ष 


35वर्ष 


30वर्ष 


18 


मैकेनिक 
कम इलेक्ट्रीशियन 


हायरसेकेण्डरीपरीक्षाउत्तीर्ण 

होनाचाहिए। (2)प्रिंटिंगप्रेसमेंमिस्त्रीकेरूपमें5वर्ष 

कामुद्रण/बाईडिंगमशीनसुधारने 

काव्यवहारिकअनुभवहोनाचाहिए। पदसीधीभर्तीसेभराजाएगा।(एक)हायरसेकेण्डरीस्कूलपरीक्षाउत्तीर्ण सीधीभर्ती-100प्रतिशत 

होनाचाहिए। (दो)किसीमान्यताप्राप्तसंस्था/आई.टी. 

आई.सेमशीनिष्ट/विद्युतट्रेड 

उत्तीर्णहोनाचाहिए 
। (तीन)किसीमुद्रणालयमेंमिस्त्रीकेरूपमें 

मुद्रणमशीनोंकोसुधारकरनेका 

पांचवर्षकाअनुभवहोनाचाहिए। पदसीधीभर्तीसेभराजाएगा।(एक)हायरसेकेण्डरीपरीक्षाउत्तीर्णहोना सीधीभर्ती-100प्रतिशत 

चाहिए 
। (दो)किसीमान्यताप्राप्तसंस्थासेविद्युत 

इंजीनिरिंगमेंपत्रोपाधिप्राप्तहो। (तीन)सभीमुद्रणएवंबाईडिंगमशीनोंके 

रखरखावकाअनुभवहोनाचाहिए। ए.सी.ट्रांसमीटरवालाबिजलीघर 

संभालनेयोग्यहोनाचाहिए। (चार)बिजलीमिस्त्रीकेपदपर3वर्षका 

किसीमुद्रणालयमेंव्यवहारिक अनुभवहोनाचाहिए। 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 30 सितम्बर 2011 


21वर्ष 


इलेक्ट्रीशियन 


35वर्ष 


30वर्ष 


19 


1709 


.. 


20 


21दप 


35वष 


30वप 


सिगल 
कलर 
शाद 
. 
फड आपरेटर 


चाहिए 
। 


1710 


. 


पदसाधीभर्तीसेभराजाएगा।एक)हायरसफण्डरीपरीक्षाउत्तीर्णहोना सीधीभर्ती-100प्रतिशत 

(दो)किसीअत्याधुनिकख्यातिप्राप्तप्रेस 

सेमुद्रणसंबंधीविभिन्नप्रकारके आफसेटमशीनसंचालनकातीनवर्ष काव्यवहारिकअनुभवहोनाचाहिए। 


. 


21 


21वर्ष 


35वर्ष 


30वर्ष 


फास्टडिजिटलप्रिंटर आपरेटर 


स T. 


22 


21वर्ष 


35वर्ष 


30वर्ष 


सहायकवेबआफसेट 
आपरेटर 


1 


पदसीधीभर्तीसेभराजाएगा।(एक)हायरसेकण्डरीपरीक्षाउत्तीर्णहोना 
सीधीभर्ती 
-100प्रतिशत 

चाहिए 
। (दो)विभिन्नप्रकारकीडिजिटलमशीनों 

का 
. 
3 
वर्ष 
का 
व्यवहारिक 
अनुभव 

होना 
चाहिए 
। पदकनिष्ठसिंगलकलरमशीन(एक)हायरसेकेण्डरीपरीक्षाउत्तीर्णहोना आपरेटरकेपदधारितकरनेवाले 
चाहिए 
। ऐसेकर्मचारियोंकीपदोन्नतिसे|(दो)वेबआफसेटमशीनका3वर्षका भरेजाएंगेजिन्हेंअपनेपदपरव्यवहारिकअनुभवहोनाचाहिए। 05वर्षकाकार्यअनुभवहोतथा(तीन)आफसेटमशीनमेंकार्य 

कार्य 
करते जोवेबआफसेटमशीनकी. समयउपयोगमेंकेमिकल्सकी जानकारीरखतेहों। 

जानकारीहोनाचाहिए। पदोन्नति-100प्रतिशत हायरःसेकेण्डरीपरीक्षाउत्तीर्ण हायरसेकेण्डरीपरीक्षाउत्तीर्णहोना 
विभागीय 
अभ्यार्थियोंके 
चयनचाहिएऔरअंग्रेजीतथाहिन्दीदोनों द्वाराभरेजाएंगे। 

काहीअच्छाज्ञानहोनाचाहिए। पदोन्नति-50प्रतिशत सीधीभर्ती50प्रतिशत पदसीधीभर्तीसेभराजाएगा।(एक)हायरसेकेण्डरीपरीक्षाउत्तीर्ण सीधीभर्ती-100प्रतिशत 

होना 
चाहिए 
। (दो)ड्राइंगइलेमेन्ट्रीतथाइंटरमीडिएट 

परीक्षाउत्तीर्णहोना 
चाहिए। 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2011 


23 


कापी 
होल्डर 


" 
24 


रिटचर 
/ 
पेस्टर 
/ 
ट्रेसर 


21वर्ष 


35वर्ष 


30वर्ष 


में 


(तीन)किसी 

किसी 
आफसेट 
मुद्रणालय रेटचर/ट्रेसर/पेस्टरकाकार्यकरने 
का 
3 
वर्ष 
का 
व्यवहारिक 
अनुभव 
। 


. 


[ भाग 1 


। 


- 


25 


वरिष्ठप्लेटमेकर 


21वर्ष 


35वर्ष 


30वर्ष 


भाग 1 ] 


प्लेट 
मेकर 
की 
पदोन्नति 
से 
भरे 
( 
एक 
) 
हायर 
सेकेण्डरीपरीक्षाउत्तीर्ण जाएंगे,जोउसपदपर 
कम 
सेहोनाचाहिए।विभिन्नप्रकारकी कम5 
वर्षकी 
सेवा 
पूर्ण 
करचुके प्लेट्सजैसे सरफेस, 
पी.एस 
.. 
हों, 
किन्तुवे 
कालम 
कमांक(7)मेंवाईप-आन,पी.एस.प्लेट्समेंलगने विहितअर्हतारखतेहों। 

वाले 
केमिकल्स 
इनके 
उपयोग 
एवं 
पदोन्नति-100 
प्रतिशत 

इनप्लेट्सकोबनानेमेंदक्षताप्राप्त होनीचाहिए। 


26 


प्लेटमेकर 


मुद्रणालयमेंकार्यरतचतुर्थश्रेणी(एक)हायरसेकण्डरीपरीक्षाउत्तीर्ण 
कर्मचारियों 
की 
पदोन्नतिके 
द्वाराहोनाचाहिए।प्लेटमेकिंगकक्षमें 
भरे 
जाएंगे 
किन्तु 
वे 
कालम 
क 
.कार्यकरनेके 

अनुभवकेसाथ (7)मेंविहितअर्हताएंरखतेहों। विभिन्नप्रकारकीप्लेटबनानेकी 
पदोन्नति- 
50 
प्रतिशत 

क्षमताहोनीचाहिएतथाप्लेटमेकिंग सीधीभर्ती 
-50 
प्रतिशत 

कक्षमेंउपयोगमेंआनेवाले केमिकल्स 
के 
उपयोग 
की 
जानकारी 
होनी 
चाहिए 
। 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 30 सितम्बर 2011 


27 


ग्रेनिंगमशीन 
आपरेटर 


21वर्ष 


35वर्ष 


30वर्ष 


मुद्रणालयमेंकार्यरतऐसेचतुर्थ(एक)हायर 
सेकण्डरी 
परीक्षा 
उत्तीर्ण 
श्रेणीकर्मचारी 
जिन्हे 
5वर्ष 
का 
होना 
चाहिए 
। कार्यअनुभवहोतथाजिन्हे(दो)ग्रेनिंगमशीनकेसंचालनका3वर्ष 
ग्रेनिंग 
मशीन 
चलाने 
का 
ज्ञान 
हो 
, काअनुभवहोनाचाहिए। कीपदोन्नतिसेभरेजाएंगेबशर्ते कालमक.-(7)मेंविहितअर्हताएं 
रखते 
हो 
। 
पदोन्नति-50प्रतिशत सीधीभर्ती-50प्रतिशत कनिष्ठसिंगल कलर 
मशीन 
( 
एक 
) 
हायरसेकण्डरीपरीक्षा 
उत्तीर्ण 
आपरेटर 
जिन्हेंउस 
पद 
पर5वर्ष 
होना 
चाहिए 
। काअनुभवहो,कीपदोन्नतिद्वारा(दो)आफसेटमशीनकेविभिन्नभागोंके 
भरे 
जाएंगेबशर्ते 
की 
स्तंभ 
के 
. 
( 
7)कलपुर्जीतथाउनकेसमन्जनका 
मेंउल्लेखित 
योग्यतारखतेहों। ज्ञानहोनाचाहिए।आफसेटमशीन पदोन्नति-75प्रतिशत. 

संचालनकापांचवर्षकाव्यवहारिक सीधी 
भर्ती- 
25 
प्रतिशत 

ज्ञानहोनाचाहिए। 


28 


21वर्ष 


35वर्ष 


30वर्ष 


वरिष्ठ 
सिंगल 
कलर 
मशीनआपरेटर 


1711 


1712 


(तीन)सहीरजिस्ट्रेशनके 
साथ 
बहुरंगी 
मुद्रण 

कार्यकरनेकीयोग्यताकेसाथ विभिन्नरंगकीस्याहियोंसेसेकण्डरी एवंनरशरीकलरबनानेकातीनवर्ष काअनुभवहोनाचाहिए। 


21वर्ष 


35वर्ष 


29 


30वर्ष 


कनिष्ठ 
सिंगल 
कलर मशीनआपरेटर 


विभागीय 
चतुर्थ 
श्रेणी 
के 
इंकर 
( 
एक)हायर 

सेकण्डरीपरीक्षाउत्तीर्ण औरअन्यनिम्नकर्मचारियोंकीहोनाचाहिए। पदोन्नतिसेभरेजाएंगे,जोउस(दो)विभिन्नआकारएवंप्रकारकीआफसेट पदपर5वर्षकाअनुभवरखतेमशीनोंकेसंचालनकीयोग्यताहोनी 
हों 
बशर्ते 
वे 
स्तंभ 
कमांक 
( 
7 
) 
चाहिए 
। मेंउल्लेखितअर्हताएंरखतेहों।(तीन)तीनवर्षकाव्यवहारिकअनुभवहोना 
पदोन्नति-75प्रतित 

चाहिए 
। सीधी 
भर्ती-25प्रतित 


30 


सीनियरबाईण्डर 


21वर्ष 


35वर्ष 


जुरियरबाईन्डरकीपदोन्नति(एक)आठवींकक्षाउत्तीर्णहोना.चाहिए। द्वाराभरेजाएंगे। 

( 
दो)प्रथमश्रेणीकाजिल्दसाजहोना पदोन्नति-100प्रतिशत 

चाहिएऔरजिल्दसाजीसंबंधीसभी कार्योंऔरजिल्दसाजीऔरग्रीडिंग 
के 
तरीकों 
का 
पूर्ण 
व्यवहारिक 
अनुभव होनाचाहिए।उचितआकारऔर हाशिएसंबंधीजानकारीभीआवश्यक 

है 
। (तीन)।जिल्दसाजीकाकमसेकम5वर्ष 

काव्यावहारिकअनुभवहोनाचाहिए। 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2011 


31 


जूनियर 
बाइण्डर 


21वर्ष 


35वर्ष 


30वर्ष 


सहायकों,पेस्टरब्वायतथाअन्य,(एक)आठवीकक्षाउत्तीर्णहोनाचाहिए। चतुर्थश्रेणीकर्मचारियोंकी(दो)सभीप्रकारकेबाईडिंगकार्यका3 पदोन्नतिद्वाराभरेजाएंगेबशर्तेवर्षकाव्यवहारिकअनुभवहोना 
कि 
वे5वर्षकाअनुभवरखतेहो, 
चाहिए 
। तथस्तंभक.(7)मेंउल्लेखित अर्हताएंरखतेहों। 
पदोन्नति75प्रतिशत सीधीभर्ती-25प्रतिशत 


[ भाग 1 


. 


1 


- 


32 


कारपेन्टर 


21वर्ष 


35वर्ष 


भाग 1 ] 


30वर्ष|चयनपरसीधीभर्तीद्वाराभरे(एक)हायरसेकेण्डरीपरीक्षाउत्तीर्णहोना जाएंगे। 

चाहिए। सीधीभर्ती-100प्रतिशत(दो)आई.टी.आई.सेकारपेंट्रीट्रेडका 

प्रमाणपत्रहोनाचाहिए। (तीन)विभिन्नप्रकारकेप्रेसकेउपयोगमें 

आनेवालेफर्नीचरकेनिर्माणकी जानकारी 
होनी 
चाहिए। 

या (एक)आठवींपासहोनाचाहिएतथा 

कारपेंट्रीकार्यका 
5 
वर्ष 
का व्यवहारिकअनुभवहोनाचाहिए। 


33 


विद्युतपरिसारक 


21वर्ष35वर्ष 


30वर्ष|पदसीधीभर्तीसेस्तंभकमांक(एक)आई.टी.आई.सेविद्युतयांत्रिकीट्रेड 

(7)मेंविहितअर्हतारखनेवाले मेंप्रमाण-पत्रप्राप्तहोनाचाहिए। 
अभ्यर्थियोंसे 
भरेजाएंगे।(दो)सभीमोटरोंतथाबिजलीकेउपकरणों सीधीभर्ती-100प्रतिशत 

केरख-रखावतथाआर्मिचरक्वाईल 

बाइडिंगकीजानकारीहो। (तीन)ट्रांसफार्मरपावरहाऊसकेरख-रखाव 

कीयोग्यताहो।उक्तकार्योंका3 
वर्ष 
का 
व्यवहारिक 
अनुभव 
हो 
। 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 30 सितम्बर 2011 


वाहनचालक 


34 


21वर्ष 


35वर्ष 


30वर्ष|सीधीभर्ती-100प्रतिशत 


(एक)आठवींकक्षाउत्तीर्णहोनाचाहिए। (दो)मोटरड्राइविंगकालायसेंसहो। 


1713 


1714 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2011 


[ भाग 1 


अनुसूची - चार 
(नियम 13 देखिए) 


1 


2 


05 वर्ष 


05 वर्ष 


05 वर्ष 


! सरल ! उस पद का नाम जिससे पदोन्नति उस पद का नाम जिस | कालम ( 2 ) विभागीय पदोन्नति 
कमाक की जानी है । 

पर पदोन्नति की जानी में उल्लेखित समिति के सदस्यों के 
है । 

पद पर नाम , सभी पदों के लिए 

कार्यानुभव 
11 ) ( 2 ) 

( 3 ) ( 4 ) 

( 5 ) 
वरिष्ठ वाचक मुख्य परीक्षक / संपादक 05. वर्ष (1) संयुक्त संचालक . मुद्रण 

तथा लेखन सामग्री 
(2 ) संयुक्त संचालक / उप 

संचालक शासकीय 

मुद्रणालय 
(3 ) सहायक संचालक , 

शासकीय प्रेस 

( वरिष्ठतम ) 
(1 ) सेक्शन होल्डर 

ओव्हरसियर / 

उपरोक्तानुसार 
( 2 ) अन्य प्रभाग के डिप्लोमा तकनीकी अधिकारी 

होल्डर कर्मचारी , जिन्हें 05 वर्ष 

का अनुभव हो । 
(1 ) सहायक सेक्शन होल्डर सेक्शन 

उपरोक्तानुसार 
होल्डर / उप - तकनीकी 

अधिकारी 
डी.टी.पी. आपरेटर वरिष्ठ डी.टी.पी. 

उपरोक्तानुसार 
आपरेटर 
कनिष्ठ वाचक / पुनरीक्षक वरिष्ठ वाचक 

उपरोक्तानुसार 
कापी होल्डर जूनियर रीडर / 

उपरोक्तानुसार 
रीवाइजर 
(1 ) सीनियर सिंगल कलर आपरेटर सहायक सेक्शन 
(2 ) सीनियर प्लेट मेकर 

होल्डर 
(3 ) सीनियर बाईण्डर 
(4 ) रिटचर / पेस्टर / ट्रेसर 
( 1 ) वरिष्ट सिंगल कलर आपरेटर वेब आफसेट आपरेटर 

उपरोक्तानुसार 
( 2) सहायक वेब आपरेटर 
( 3 ) फास्ट डिजिटल प्रिंटर आपरेटर 
( 4 ) सिंगल कलर शीट फेड आपरेटर 
सिंगल कलर मशीन आपरेटर सहायक वेब आफसेट 

उपरोक्तानुसार 
आपरेटर 
मुद्रणालय में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कापी होल्डर 

उपरोक्तानुसार 
कर्मचारी 
11 प्लेट मेकर 

वरिष्ठ प्लेट मेकर 

उपरोक्तानुसार 
मुद्रणालय में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी प्लेट मेकर / ग्रेनिंग 

उपरोक्तानुसार 
कर्मचारी 

मशीन आपरेटर 
13 कनिष्ठ सिंगल कलर मशीन 

वरिष्ठ सिंगल कलर 
आपरेटर 

आपरेटर 
मुद्रणालय में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कनिष्ठ सिंगल कलर 

उपरोक्तानुसार 
कर्मचारी 

आपरेटर 
जूनियर बाइण्डर 

सीनियर बाइण्डर 
मुद्रणालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 

जूनियर बाइण्डर 


05 वर्ष 
05 वर्ष 


7 


05 वर्ष 


उपरोक्तानुसार 


05 वर्ष 


9 


05 वर्ष 


10 


05 वर्ष 


05 वर्ष 
05 वर्ष 


12 


05 वर्ष 


उपरोक्तानुसार 


14 


05 वर्ष 


15 


05 वर्ष 


उपरोक्तानुसार 
उपरोक्तानुसार 


16 


05 वर्ष 


HM 1 ] 


SITT HTG 1649 , Frich 30 fociol 2011 


1715 


Raipur, the 3rd September 2011 


No. F 3-97RTUFFA - 2/ 2009.-- In exercise of the powers conferred by the proviso to 
Article 309 of the Constitution of India , the Governor of Chhattisgarh , hereby makes the 
Tollowing rules relating to the recruitment to the Chhattisgarh Printing and Stationery 
Class - Ill (Non -Ministerial) Service , namely : 


RULES 


1 . 


Short title and commencement. 
( 1 ) These rules may be called the Chhattisgarh Printing and Stationery Class - III 

(Non -Ministerial) Service Recruitment Rules, 2011. 


( 2 ) 


These rules shall come into force with effect from the date of its publication in 
the Official Gazette . 


2 . 


Definition . In these rules, unless the context otherwise requires, 
li ) “ Appointing Authority ” in respect of a service means such authority to 

whom the Government has conferred the powers to appointment to the service 

or may be conferred later; 
( b ) 

" Selection Committee " means Selection Cominittee that will be constilllled 

by the Appointing Authority for recruitment or promotion under these rules: 
( C ) " Government" means the Government of Chhattisgarh ; 
( ul ) " Governor " means the Governor of Chhattisgarh : 
re ) " Schedule " means the Schedule appended to these Rules ; 
( 1 ) State " means the State of Chhattisgarh : 
( g ) " Scheduled Castes" means the Scheduled Castes as specified in relation 10 

this State under Article 341 of the Constitution of India ; 


( h ) 


" Scheduled Tribes" means the Scheduled Tribes as specified in relation to 
this State under Article 342 of the Constitution of India ; 


i ) 


" Other Backward Classes " means the Other Backward Classes of ci ceas as 

pecified hi :; State Government vide Notification No. F - 8-5 -XXT.1-84 , 
dated 26th December , 1984 , as amended from time to time; 
" Service" means the Chhattisgarh Printing and Stationery Class - 111 (Non 
Ministerial) Service . 


( j ) 


3 . 


Scope and application .- ( 1 ) Without prejudice to the generality of the provisions 
contained in the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service ) Rules , 
1961, these rules shall apply to every member of the Service . 


4 . 


Constitution vi the Service.- Services shall consist of the following persons , 
namely : 
(i) Persons, who at the commencement of these rules are holding substantively 

the posts specified in Schedule - 1; 


GPTIE 1993 , fetich 30 fugiro 2011 


( ii ) 


Persons, recruited to the service before the commencement of these rules ; and 


Persons, recruited to the service in accordance with the provisions of these 
rules . 


5 . 


Classification , Scale of Pay etc .. The classification of service , the scale of pay 
attached thereto and number of posts included in the service shall be in accordance 
with the provisions contained in Schedule -I: 


Provided that the Government may , from time to time, add to or reduce the 
number of posts included in the service , either on permanent or temporary basis. 


6 . 


Method of recruitment. 
( 1 ) Recruitment to the service , after commencement of these rules, shall be made 
by following methods, namely : 

by direct recruitment through competitive examination or by selection 
or by merit selection or by interview ; 


( a ) 


(b ) 


by promotion of the members of the service as shown in Schedule - IV ; 


( c ) 


by transfer /deputation of persons, who hold such post in a substantive 
capacity in such service as specified in this behalf by the Government. 


( 2 ) 


The number of the persons to be recruited as under clause (b ) or (c ) of sub - rule 
(1 ) shall not at any time exceed the percentage shown in Schedule - Il of the 
number of posts as specified in Schedule -1. 


( 3 ) 


Subject to the provisions of these rules , the method or methods of recruitment 
to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in 
the service as may be required to be filled during any particular period of 
recruitment and the number of persons to be recruited by each method , shall 
be determined on each occasion by the Appointing Authority in consultation 
with the Government. 


1 


( 4 ) 


Notwithstanding any thing contained in sub -rule ( 1 ), if in the opinion of the 
Government the exigencies of the service so require , the Appointing Authority 
may , after approval of the Government of Chhattisgarh , General 
Administration Department, adopt such methods of recruitment to the service 
other than those specified in the sub -rule , as it may , by order issued in this 
behalf , prescribe. 


( 5 ) 


Criteria for selection on merit basis for filling the post by direct recruitment 
shall be fixed by the Government. However, Head of the Department should 
set - up a Selection Committee which can adopt other reasonable criteria instead 
of these criteria with the consent of the Government. 


(6 ) 


At the time of recruitment the provisions of Chhattisgarh Public Service 
(Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes 
Reservation ) Act, 1994 (No. 21 of 1994 ) shall be applicable . 


na u 11 : 1111010110 


T 1 ] 


SOFITAT 75799, fatia 30 ferrar 2011 


1717 


7 . 


Appointment to the Service.- All appointments to the service after the 
commencement of these rules shall be made by the Appointing Authority and no such 
appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment 
specified in rule 6 . 


8 . 


Conditions of eligibility for direct recruitment.- In order to be eligible to compete 
at the examination / selection , a candidate must fulfill the following conditions, 
namely : 
( 1 ) Age - 
( a ) The candidate must have attained the age specified in column (3 ) of 

Schedule - III and must not have attained the age as specified in column 
(4 ) of Schedule - III on the first day of January next following the date 
of commencement of the selection . 


(b ) 


The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of 5 ( five ) 
years for the candidate belonging to a Scheduled Castes, Scheduled 
Tribes and Other Backward Classes . 


( c ) 


The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of 10 (ten ) 
years to the women candidates in accordance with the provision of 
Chhattisgarh Civil Service (Special Provision for Appointment of 
Women ) Rule, 1997 . 
Note - The upper age limit shall not be more than 45 years after giving 

relaxation from one or more than one reasons in Government 
Service . 


( d ) 


The upper age limit shall also be relaxable in respect of candidates who 
are or have been employees of the Chhattisgarh Government to the 
extent and subject to the conditions specified below : 
( i) A candidate who is a permanent Government Servant should 

not be above the age of 38 ( thirty eight) years ; 
( ii) A candidate holding a temporary post including work charge 

employees . contingency paid employees and person employed 
in project implementing committee , applies for any other post 
should not be more than 38 ( thirty eight) years of age ; 


( iii ) 


A candidate who is " retrenched Government servant” shall be 
allowed to deduct from his age the period of all 
temporary /permanent service previously rendered by him up to 
a maximum limit of 7 ( seven ) years even if it represents more 
than one spell provided that the resultant age does not exceed 
the upper age limit by more than 3 ( three ) years ; 
Explanation The term “ retrenched Government servant" 

denotes a person who was in temporary Government 
service of this State or of any of the constituent units , 
for a continuous period of not less than six months and 
who was discharged because of reduction in 
establishment for not more than 3 ( three ) years prior to 
the date of his registration at the employment exchange 
or of application made otherwise for employment in 
Government service . 


1 


1718 


TATTO 171931, facich 30for 2011 


[ TT 1 


( e ) 


A candidate who is an ex -serviceman shall be allowed to deduct from 
his age the period of all defense service previously rendered by him , 
provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by 
more than 3 ( three ) years ; 
Explanation- The term “ Ex - serviceman ” denotes a person who 

belongs to any of the following categories and who was 
employed under the Government of India for a continuous 
period of not less than six months and who was retrenched or 
declared surplus as a result of the recommendation of the 
economy unit or due to normal reduction in establishment not 
more than 3 ( three ) years before the date of his registration at 
any employment exchange or of application made otherwise for 
employment in Government service : 
( i) Ex - servicemen released under mustering out 

concessions ; 


( ii ) 


Ex - servicemen who is enrolled for the second time and 
discharged on 
( a ) Completion of short term engagement; 
( b ) Fulfilling the condition of enrolment; 


( iii ) 


Ex- personnel of Madras Civil Unit ; 


( iv ) 


Ex -servicemen (Military and Civil) who are discharged 
on completion of their contract ( including short- service 
Regular Commissioned Officers) ; 


( v ) 


Ex-servicemen discharged after working for more than 
six months continuously against leave vacancies ; 


( vi) 


Ex - Servicemen invalidated out of service ; 


(vii) 


Ex - servicemen discharged on the ground that they are 
unlikely to become efficient soldiers ; 


( viii) Ex -servicemen who are medically boarded out on 

account of gun - shot, wounds, etc. 


( f ) 


The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of 2 (two ) 
years for those candidates who are holding Green Card under the 
Family Welfare Programme. 


( g ) 


The upper age limit shall be relaxable upto 5 (five ) years in respect of a 
Superior Caste partner of a couple awarded under the Inter- Caste 
Marriage Incentive Scheme of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes 
and Other Backward Classes Development Department. 


( h ) 


The upper age limit shall also be relaxable upto a maximum of 5 ( five ) 
years in respect of Shaheed Rajiv Pandey Award , Gunda-lhur Samman , 
Maharaja Praveer Chand Bhanjdeo Samman holder candidates and 
National Youth Award holder young candidates. 


ATT 1 ) 


SITTIG 75193 , fatin 30 factor 2011 


1719 


( i ) 


The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of 38 ( thirty 
eight) years of age in respect of candidates who are the employees of 
Chhattisgarh State Corporations / Boards. 


( i ) 


The upper age limit shall be relaxed in the case of Voluntary Home 
Guards and Non -Commissioned Officers of the Home Guards for the 
period of service rendered so by them , subject to the limit of 8 (eight) 
years but in no case their age should exceed 38 ( thirty eight) years and 
the instruction issued from time to time by General Administration 
Department regarding age limit will be applicable . 
Note 
( 1 ) Candidates who are admitted to the examination /selection 

under the concessions mentioned in clause (d ) ( i) and ( d ) ( ii ) 
above shall not be eligible for appointment, if after submitting 
the application , they resign from service either before or after 
examination /selection . They will , however, continue to be 
eligible if they are retrenched from the services or post after 

submitting the application . 
( 2 ) In no other case these age limit shall be relaxed . Departmental 

candidates must obtain previous permission of the Appointing 
Authority to appear for the examination / selection . 


( k ) 


In respect to upper age limit the directive of Appointing Authority 
issued from time to time will also be applicable . 


( 1 ) 


In any case the maximum age to get eligible for Government service 
shall not exceed 45 ( forty five ) years, irrespective of age relaxation 
under one or more than one category mentioned above . 


( 2 ) 


Educational Qualification.- The candidate must posses the educational 
qualification prescribed for the service as shown in Schedule - III . 


( 3 ) 


Fee. - The candidate must pay the fees prescribed by the Government. 


9 . 


Disqualification.- Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his 
candidature by any means may be held by the Appointing Authority to disqualify him 
for written examination / selection . 


10 . 


Appointing Authority s decision about the eligibility of candidates shall be final. 
The decision of the Appointing Authority as to the eligibility or otherwise of a 
candidate for admission to the examination /selection shall be final and no candidate to 
whom a certificate of admission has not been issued by the Appointing Authority 
shall be allowed for appearing in the examination for being interviewed . 


11. 


Direct Recruitment by Competitive Examination /Selection. 
( 1 ) Direct recruitment by Competitive Examination - Appointing Authority shall 

constitute a selection committee comprising of three members : 
( i) The competitive examination for recruitment to the service shall be 

held at such intervals as the Appointing Authority may, in consultation 
with the Government, from time to time; 


1720 


FOTO 1751973 , 30 fata 2011 


[. 41 


( ii ) 


The examination shall be conducted by the Appointing Authority in 
accordance with such orders issued by the Government from time to . 
time. 


( 2 ) 


Direct recruitment by Selection – 
(i) The selection for recruitment to the service shall be held at such 

intervals as the Appointing Authority may determine . 
( ii ) The selection of candidates shall be done by the Selection 

Committee based on their interview ; and 
(ii) The Selection Committee shall be constituted by the Appointing 

Authority from time to time. 


( 3 ) 


There shall be reserved post for the candidates belonging to the Scheduled 
Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes at the stage of direct 
recruitment, in accordance with the provision contained in the Chhattisgarh 
Public Service ( Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward 
Classes ) Act, 1994 (No. 21 of 1994 ) and as per the orders issued by the 
Government from time to time. 


( 4 ) 


In filling the vacancies so reserved , candidates, who are member of the 
Scheduled Castes , Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be 
considered for appointment in the order in which their names appear in the list 
referred to in rule 12 , irrespective of their relative rank with other candidates. 


(5 ) 


Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other 
Backward Classes selected by the Appointing Authority to be suitable for 
appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency in 
adiņinistration , may be appointed to the vacancies reserved for the candidates 
of the Scheduled Castes , Scheduled Tribes and Other Backward Classes , as 
the case may be. 


( 6 ) 


At the stage of direct recruitment, 30 % posts shall be reserved for the women 
candidates in accordance with the Chhattisgarh Civil Service (Special 
Provision for Appointment of Women ) Rule , 1997 . 


( 7 ) 


Where certain period of experience has been prescribed as an essential 
condition for filling up the posts to be filled in by direct recruitment and it is 
found in the opinion of the Appointing Authority , that sufficient number of 
candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other 
Backward Classes may not be available in sufficient number, then the 
Appointing Authority may relax the condition of experience to the candidates 
of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes. 


( 8 ) 


There shall be reserved posts for disabled candidates in accordance with the 
directions issued by General Administration Department. 


12 . 


List of the candidates recommended by the Selection Committee. 
( 1 ) The Selection Committee shall prepare and forward a list of the Appointing 

Authority arranged in order of merit of the candidates who have qualified by 
such standards as may be determine by the Selection Committee and a list of 


HIT 1 ] 


OTTE 1543 , faian 30 FHGER 2011 


1721 


candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other 
Backward Classes , who though not qualified by the such standard , but are 
declared by the Committee to be suitable for appointment to the service , with 
due regard to the maintenance of efficiency in administration shall be sent to 
the Appointing Authority. The list shall also be published for general 
information 


( 2 ) 


Subject to the provision of these rules and the Chhattisgarh Civil Services 
(General Conditions of Service ) Rules, 1961, candidates shall be considered 
for appointment to the available vacancies in the order in which their names 
appear in the list. 


( 3 ) 


The inclusion of a candidate s name in the list confers no right to appointment 
unless the Appointing Authority is satisfied after such enquiry as may be 
considered necessary that the candidate is suitable in all respect for 
appointment to the service. 


13 . 


Appointment þy promotion. 
( 1 ) There shall be constituted a committee , consisting of the members mentioned 

in Schedule -IV for making preliminary selection for promotion of eligible 
candidates : 


Provided that if the nominated member other than the member 
presiding the Promotion /Selection Committee in respect of the posts to be 
filled up by promotion do not represent the category of Scheduled Castes, 
Scheduled Tribes and Other Backward Classes then one member belonging to 
Scheduled Castes or Scheduled Tribes category of the same status shall be 
included in the Promotion /Selection Committee and the number of members 
of Promotion /Selection Committee shall be extended to that limit . 


( 2 ) 


The promotion to the members of service specified in column (2 ) of Schedule 
IV to the posts as specified in column (3 ) thereof, the eligibility of candidate, 
selection process and appointment by promotion shall be in accordance with 
the provisions as specified in Chhattisgarh Public Service ( Promotion ) Rule 
2003 and the instructions issued by the General Administration Department of 
the Government from time to time shall apply . 


( 3 ) 


The Committee shallmeet at such intervals ordinarily not exceeding one year . 


( 4 ) 


Procedure for making promotion in the reserved vacancies shall be in 
accordance with the inethods described in sub -rule ( 2 ) and instructions issued 
by the General Administration Department of Government from time to time. 


14 . 


Conditions of eligibility for Promotion / Transfer - 
11) Subject to the provisions of sub -rule ( 2 ) the Committee shall consider the 

cases of all persons, who on the 1st day of January of that year, had completed 
not less than such number of years of service as mentioned in column (4 ) of 
Schedule - IV on those post (whether officiating or substantive ) or any other 


1722 


{ 411 


ETTA TĘ 116144 , folie 30 FHTER 2011 


post declared equivalent thereto and are within the zone of consideration , in 
accordance with the provisions of sub - rule ( 2). 
Explanation - Method of consultation for qualification of promotion - The 

calculation for period of qualifying service on 1st January of the year 
in which the Departinental Promotion Committee/Screening 
Committee is called , shall be calculated from the calendar year in 
which the public servant has joined the feeder cadre /part of the 
service /pay scale of the post and not from the date of joining the feeder 
cadre /part of service /pay scale . 


( 2 ) 


The promotion shall be according to the reservation roaster prescribed 
in Chhattisgarh Civil Service (Promotion ) Rule, 2003 , 


5 . 


Preparation of the list of suitable candidates. 
( 1 ) The Departmental Promotion Committee shall prepare a list of such persons as 

to satisfy the conditions prescribed in rule 14 and as are held by the 
Committee to be suitable for promotion /transfer to the service , the list shall be 
sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirements and 
promotion during the course of one year from the date of preparation of the 
select list . 


( 2 ) 


The criteria for preparation of select list of persons for promotion shall be 
based on seniority subject to fitness . 


( 3 ) 


The names of employees included in the select list shall be arranged in order 
of seniority in the service or post as specified in column ( 2 ) of Schedule -IV at 
the time of preparation of each select list . 
Explanation . The person whose name is included in the select list but who is 

not promoted during the validity of the list shall have no claim of 
seniority over those persons considered in subsequent selection merely 
by the fact of his earlier selection . 


> 


16 . 


Selection list. 


( 1 ) 


The list as finally approved by the Appointing Authority shall be the select list 
for promotion of the inembers of the service from the post mentioned in 
column (2 ) of Schedule - IV to the posts mentioned in column (4 ) of the 
Schedule - IV . 


(2 ) 


The validity of the selection list shall be one year from the date of that 
calendar year in which it is prepared : 


Provided that , in event of a grave lapse in the conduct or performance 
of the duties on the part of any person included in the select list, a special 
review of the select list , may be made at the instance of the Government and if 
it thinks fit ,may remove the name of such person from the select list. 


41.1 ] 


STIG 179.45 , fetichi 30 fhaott 2011 


1723 


17 . 


Appointments to the service from the select list . 
( 1 ) Appointment of the employees included in the select list shall be made to the 

post of service cadre according to the Chhattisgarh Public Service (Promotion ) 
Rules , 2003. 


( 2 ) 


It shall not ordinarily be necessary to consult the committee before 
appointment of a person whose name is included in the select list to the service 
unless during the period intervening between the inclusion of his name in the 
select list and the dates of his proposed appointment there occur any 
deterioration in his work which , in the opinion of the Appointing Authority is 
such as to render him unsuitable for appointment in the service. 


1 € 


Probation.- Every person directly recruited / promoted to the service shall be 
appointed on probation for a period of two years . 


19 . 


Interpretation.- If any question arises relating to the interpretation of these rules it 
shall be referred to the State Government , whose decision there on shall be final. 


20 . 


Relaxation.- Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the powers 
of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply in such 
manner as may appear to it to be just and equitable : 


Provided that a case shall not be dealt with in any manner which is less 
favourable to him than that provided in these rules . 


21. 


Saving.- Nothing in these rules shall affect reservation and other conditionsTwins 
to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Buchard 
Classes in accordance with the orders issued by the State Governmeni from time to 
time, in this regard . 


22 . 


Repeal and saving.- All rules corresponding to these rules and in force immediately 
before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters 
covered by these rules: 


--- 


Provided that any order made or any action taken under the rules so repealed 
shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of 
these rules . 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh , 

P. NIHALANI, Deputy Secretary 


ܕ 
ܙܝ 


1724 


stilar 17647 , Fatih 30 feet 2011 


[ M 1 


SCHEDULE - I 

(See Rule 6 ) 


Name of Department-Government Printing and Stationery 


Pay Band 


Number 
of Post . 

(3 ) 
01 
04 
07 


Classi 
fication . 

( 4 ) 
Technical 
---do --- 
--- do- 


( 5 ) 
9300-34800 
9300-34800 
5200-20200 


Grade 
Pay . 

( 6 ) 
4200 
4200 
2400 


01 
14 
05 
02 


--do ---- 
--- do- 
--- do- 
--- do- 


9300-34800 
5200-20200 
5200-20200 
5200-20200 


4200 
2800 
2800 
2800 


11. 


04 
08 
03 
01 
07 
01 
05 
01 
02 


---do- 
--- do- 
--- do --- 
--- do --- 
--- do- 
--- do- 
--- do- 
--- do--- 
--- do- 


5200-20200 
5200-20200 
5200-20200 
5200-20200 
5200-20200 
5200-20200 
5200-20200 
9300-34800 
9300-34800 


2400 
2400 
2400 
2400 
2400 
2400 
2400 
4200 
4200 


S.No. Name of posts included in 

the Service . 
( 1) 

( 2 ) 
1 . Head Examiner/ Editor . 
2 . Overseer / Technical Officer . 
3 . Section Holder / Sub 

Technical Officer . 
4 . Senior D.T.P. Operator. 
5 . D.T.P. Operator . 
6 . Colour Scanner Operator 
7 . Multi - colour Printing 

Operator . 
8 . Senior Reader / Sub - Editor. 
9 . Junior Reader . 
10 . 

Reviser . 

Cameraman 
12 . Assistant Section Holder . 
13 . Graphic Art Designer . 
14 . Web Offset Operator. 
15 . Web Graphic Art Designer 
16 . Sub - Engineer Electrical/ 

Mechanical. 
17 . Mechanic . 
18 . Mechanic - cum - Electrician 
19 . Electrician . 
20 . Fast Digital Printer Operator 
21 . Single Colour Sheeted 

Operator . 
22 . Assistant Web Offset 

Operator. 
23 . 

Copy Holder 
24 . Retoucher /Paster / Tracer . 
25 . Senior Plate Maker. 
26 . 

Plate Maker . 
27 . Graining Machine Operator 
28 . Senior Single Colour 

Machine Operator. 
29 . Junior Single Colour 

Machine Operator. 
30 . Senior Binder 

Junior Binder 
32 . Carpenter 
33 . Electrical Assistant. 
34 . Driver. 


02 
02 
02 
06 
02 


--- do- 
--- do- 
--do- 
--- do --- 
.... doc 


5200-20200 
5200-20200 
5200-20200 
5200-20200 
5200-20200 


2400 
2400 
2400 
1900 
1900 


09 


..do- 


5200-20200 . 


1900 


- 


07 
02 
01 
02 
02 
08 


...do ... 
---do- 
... do- 
---do- 
... do ... 
... do .. 


5200-20200 
5200-20200 
5200-20200 
5200-20200 
5200-20200 
5200-20200 


1900 
1900 
1900 
1900 
1900 
1900 


06 


... do .. 


5200-20200 


1900 


31 . 


16 
32 
01 
02 
06 


... do ... 
--do- 
... do ... 
...do .. 
...do .. 


5200-20200 
5200-20200 
5200-20200 
5200-20200 
5200-20200 


1900 
1900 
1900 
2400 
1900 . 


UM 1 ] 


59FİTANG 176149, faiah 30 fiatal 2011 


1725 


SCHEDULE - II 
( See Rule 3 ) 


Name of Department - Government Printing and Stationery 
S.No Name of posts included in the Service . Number 

Percentage of the Number of 
of Post . 

Duty Posts to be filled in 
By Direct By Promotion 
Recruitment Substantivel 

by Officiative members 

selection . of service . 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) (4 ) 

( 5 ) 


100 % 
50 % 
75 % 
100 % 
25 % 


100 % 
75 % 
100 % 
100 % 
75 % 


100 % 


On deputation 


Class - III (Non -Ministerial) Printing and Stationery 
1 . Head Examiner/ Editor 

01 
2 . Overseer/ Technical Officer . 

04 

50 % 
3 . Section Holder /Sub - Technical Officer 07 

25 % 
4 . Senior D.T.P. Operator. 

01 
5 . D.T.P. Operator. 

14 

75 % 
6 . Colour Scanner Operator. 

05 

100 % 
7 . Multicolour Printing Operator. 

02 

100 % 
8 . Senior Reader / Sub - Editor. 

04 
9 . Junior Reader . 

08 

25 % 
10 . Reviser . 

03 
11 . Cameraman 

01 
12 . Assistant Section Holder . 

07 

25 % 
13 . Graphic Art Designer. 

01 

100 % 
14 . Web Offset Operator 

05 
15 Web Graphic Art Designer. 

01 

100 % 
16 . Sub - Engineer, Electrical/Mechanical. 02 
17 . Mecluic . 

02 

100 % 
18 . Mechanic - cum - Electrician 

02 

100 % 
19 . Electrician 

02 

100 % 
20 . Fast Digital Printer Operator . 

06 

100 % 
21 . Singk- Colour Sheetfed Operator. 

02 

100 % 
22 . Assistant Web Offset Operator . 

09 
23. Copy Holder . 

07 

50 % 
24 . Retoucher /Paster / Tracer 

02 

100 % 
25 . Senior Plate Maker . 

01 
26 . Plate Maker . 

02 

50 % 
27 . Graining Machine Operator 

02 

50 % 
28 . Senior Single Colour Machine 

08 
Operator 
29 . Junior Single Colour Machine 

06 

25 % 
Operator 
30 . Senice Binder 

16 
31 . Juniu Binder 

32 

25 % 
32 . Carpenter 

0 

100 % 
33 . Electrical Assistant. 

02 

100 % 
34 . Drives ! 

06 

100 


- 


100 % 
50 % 


100 % 
50 % 
50 % 
100 % 


75 % 


100 % 
7594 


1726 


SCHEDULE 
-III 

(SeeRule-9) NameofDepartment-GovernmentPrintingandStationery. 

CLASS-III– 
NonMinisterial 


S.No. 


Nameofthe 

Post 


Qualification 


Remarks 


Minimum 

Age 


(1) 


(3) 


(8) 


(2) 
Head Examiner 
/ 
Editor. 


35 
years 


2. 


TITE 7942, faia 30 feater 2011 


21 
years 


35 
years 


Maximum 
Age 

ProcedureofRecruitment. 
Domicile 
in 
Other 
Chhattisgarh (4)(5) 

(6) 30year|Thesepostsshallbefilledby (1) 

promotionafterselection ( 
2) thereof,whichisatleast5 yearsserviceinthedepartment onthepostofSeniorReader, providedthattheyhavekept qualificationmentionedin 
column 
( 
7 
) 

( 
3 
) Promotion100% 30year.Sectionholder,SeniorD.T.P. 

Operatorandemployeesof othercategoryofPresswhichK2) hasbeencompletedtheservice of5yearonthatpost,shallbe filledbypromotion.Shallbe sufficientexperienceofdirect 
and 
indirect 
of 
two 
year 
on 
the postofsupervisoryfordiploma holderemployees 
in 
the PrintingTechnology.Promotion(3) shallbemadeonthebasisof Seniority-cum-Merit. Promotion50% DirectRecruitment50% 


Overseer/ Technical Officer. 


( 
7 
) ShouldbeGraduate. 
Should 
be 
knowledge 
of 
Copy fitting,Scripteditingdifferent typesofphasesandshapes,to preparelay-outand demonstrationandknowledge ofprincipleof 
lay- 
out. 8yearexperienceofproof 
reading Should 
be 
passed 
Higher SecondaryExamination. DiplomaHolderinPrinting Technologyfromany recognizedinstitutionand 
direct 
or 
indirect 
3 
year experiencetoexecutethework indifferentbranchesof PrintingTechnologyinany PrintingPress. Shouldbeknowledgeofall branchesofPrintingasD.T.P. Composing,Processing, 
Printing 
. 


[ 1777 1 


I 


3 
. 


21 
years 


35 
years 


30ycar 


Should 
be 
passed 
Higher SecondaryExamination. 


Section Holder 
/Sub Technical 
Officer 
. 


4M 1 ] 


Shallbe 
filled 
by 
promotion 
of 
( 
1 
) AssistantSectionholdersof whichexperienceofatleast5 yearofworkonthatpost. 

( 
2 
) 
Shall 
be 
sufficient 
two 
year experienceoftheworkifany AssistantSectionholderhas possessescertificateof PrintingTechnology.Insuch casesthereshallbeadmissible 3yearexperiencefor promotiononthesaidpostfor employeesofPresswhohas 

(3) possessdiplomainPrinting Technology Promotion25% DirectRecruitinent 
75% 


DiplomaHolderinPrinting Technologyfromany recognizedinstitutionor3 yearexperienceofdirector indirecttoexecutethework indifferentbranchesof 
Printing 
Technology 
inany PrintingPress. 


1 


Shouldbeknowledgeofall 
branches 
of 
Printing 
as 
D.T.P. 
Composing 
, 
Processing 
,offsetPrinting 
and 
binding 


ETİ HTC 1847, feria 30 fra Fora 2011 


Or. 


( 
1 
) 


Should 
be 
passed 
Higher SecondaryExamination. 


( 
2 
) 


5yearexperienceofdirect orindirecttoexecutethe workindifferentbranches ofPrintingTechnologyin 
offsetPrintingPress. 


4 
. 


- 


SeniorD.T.P. 
Operator 
. 


WhoseD.T.P.Driverhasbeen completedtheserviceof minimum 
5 
yearonthatpost, 
shall 
be 
filled 
by 
promotion 
. Promotion100% 


1727 


5 
. 


D.T.P. 
Operator 


21 
year 


35 
year 


30 
year 


1728 


Suchdepartmentalcandidates 
( 
1) 

( 
1 
) 
Should 
be 
passed 
Higher 
which 
are 
completed 
the 

SecondaryExamination. qualificationasshown 

( 
2 
) 
Should 
be 
efficient 
in 
work 
on 
column 
( 
7 
) 
. 

Key-boardofHindiand 

English. Promotion-25% 

(3)Shouldbeefficientof 
Direct 
Recruitment 
-75% 

composing10pageofA-4size 
of 
tabular 
matter 
and 
20 
page 
of 

solidrunningmatterin8hours ( 
4 
) 
Should 
be 
efficient 
of 
work 
on 

PageMaker,Photo-shop,M.S. Word. 


·6 
. 


21 
year 


35year 


Colour 
Scanner Operator 
. 


30year 
|Post 
shall 
befilled 
by 
direct 

recruitment 
. 


(5)Experienceof5yearofthe 

work 
of 
D.T.P.Operator 
. 
( 
1 
) 
Should 
be 
passed 
Higher 

SecondaryExamination. (2)DiplomainPrintingTechnology 

from 
the 
any 
recognized 
institution 
and 
3 
year experienceofHeadProcessing 

House 
. 
(3 
) 
.Practically 
experience 
of 
3 
year 

of 
ColourSeparation,Colour 
Proofing 
Lay 
- 
Out 
, 
Planning etc.in 
any 
ModernPrinting ProcessingHouse 

Or 


STİH TG 75145 , faria 30 fHTEGT 2011 


Direct 
Recruitment- 
100 
% 


( 
1) 
Should 
bepassedHigher 

Secondary 
Examination. 


[ HÍT 1 


- 


1 


HTT 1 ] 


7. 


21 
year 


35 
year 


30 
year 


Postshallbefilled 
bydirect 
recruitment 
. 


Multi 
- 
Colour 
Printing Machine Operator 
. 


( 
2 
) 
Practically 
experience 
of 
5 
year 

of 
ColourSeparation, 
Colour 
Proofing 
Lay- 
Out,Planning etc.inanyModernPrinting 

ProcessingHouse. 
( 
1 
) 
Should 
be 
passed 
Higher 

SecondaryExamination. (2)DiplomainPrintingTechnology 

fromanyrecognizedinstitution. (3)3yearexperienceofworkon 

diſferenttypesofMulticolour 
sheet 
fed 
/ 
Web 
Printing 
Machine. 


. 


DirectRecruitment-100% 


- 


Or 


-- 


SSFIT 19143 , ferich 30 fraco 2011 


-- 


-- 


8 
. 


18year 


35year 


30year 


Senior Reader 
/ 
Sub 
Editor 
. 


( 
1 
) 
Should 
be 
passed 
Higher 

SecondaryExamination. 
Practically 
experienceof 
5 
year 
of 
work 
on 
different 
types 
of Multicoloursheetfed/Web 
Printing 
Machine 
in 
any 
big 

OffsetPress. 
Shall 
be 
filled 
by 
promotion 
of 
( 
1 
) 
Should 
be 
passed 
Higher JuniorReaderand 
Revisers. 

SecondaryExamination. Promotion100% 

( 
2)ShouldbeknowledgeofHindi 

aswellasEnglish.Shouldbe knowledgeofTypeFaces,and 

Book 
Lay 
- 
Out 
. 
( 
3 
) 
Should 
be 
atleast 
5 
year 

experienceofworkonProof Reader. 


1.1.1 


1729 


9 
. 


Junior 
Reader 


18 
year 


35 
year 


1730 


30year 
Shall 
be 
filled 
by 
promotion 
of 
( 
1 
) 
Should 
be 
passed 
Higher Copyholders 

SecondaryExamination 
. 
Promotion 
- 
75 
% 

( 
2 
) 
Should 
be 
complete 
knowledge 

of 
work 
of 
proof 
reader 
and 
Direct 
Recruitment 
- 
25 
% 

qualification 
of 
proof 
reading 
in 

Hindi 
and 
English 
. 
( 
3 
) 
Should 
be 
knowledge 
of 
type 

Faces 
and 
sizes 
. 
( 
4 
) 
Should 
be 
experience 
of 
3 
year 

of 
Proof 
Reader 
. 
As 
above 
. 

Asabove 
. 


10 


Revisor 


11 


Cameraman 


Promotion 
- 
100 
% 
Post 
shall 
be 
filled 
by 
direct 
recruitment 
. 


Direct 
Recruitment 
- 
100 
% 


50T19C 757431, Fahim 30 farok 2017 


( 
1 
) 
Should 
be 
passed 
Higher 

SecondaryExamination 
( 
2 
) 
Diploma 
in 
Printing 
Technology 
, 
( 
3 
) 
Should 
be 
qualification 
of 

maintenance 
and 
running 
the 

anytypeprocesscamera 
( 
4 
) 
Practically 
experience 
of 

exposinganddevelopingof 
black 
and 
white 
and 
colour 
film 
. 
Qualification 
of 
colour separationfromoriginalArt 
Work 
. 
Full 
knowledge 
of 

exposing 
andtransparency 
( 
5 
) 
Should 
be 
the 
practical 

experienceinthefield 
minimum 
3 
year 
. 


Or 
. 


[ 4711 


5 


ܝܙܶ 


AM 1 ] 


( 
1 
) 
Should 
be 
passed 
Higher 

SecondaryExamination (2) 
Should 
be 
the 
knowledgeof 

different 
type 
ofCamera Processing 
in 
big 
Processing House. 


12 


18year 


35year 


30year 


Assistant Section Holder 


( 
3 
) 
Should 
be 
the 
complete 

knowledgeofexposeofBlack 
&WhiteandColour 
filmand 

develop 
4 
) 
Should 
be 
5 
year 
practical 

experienceoftheaboveworks. SeniorSingleColourOperator,(1)ShouldbepasserdHigher SeniorPlateMaker,Senior 

SecondaryExarninationor Binder 

equivalentthereto. Retoucher/Paster 
/Traceretc. 

( 
2 
) 
Should 
have 
passed 
Printing 
who 
have 
experience 
of 
5 
year 

Technology 
Course 
in 
any ofrelatedsectionandhave 

PrintingInstitutionandshould completedminimum 

beexperienceof 
3yearof 
educationupto8thclass 
. 
They 

SupervisorinanyHugePrinting 
shall 
be 
filled 
by 
promotion 
. 

Press 
. Promotion-75% 

Or DirectRecruitment-25% 

( 
1 
)Shouldbepassed 
Higher 

SecondaryExamination 
( 
2 
)Shouldbe 
5yearexperienceof 

SupervisoryinanyOffsetPress. 


Enth IE 175197, fatich 30 fpatron 2011 


(3)Knowledgeofworkofdifferent 

branches 
are 
compulsory 
. 


1731 


13 


GraphicArt 
Designer 


18year 


35 
year 


30year 


Post 
shall 
be 
filled 
by 
direct 
recruitment 
. 


1732 


Direct 
Recruitment 
- 
100 
% 


$ 


( 
1 
) 
Should 
be 
passed 
Higher 

Secondary 
Examination 
( 
2 
) 
Should 
have 
degree 
and 

diplomainFineArt 
(3) 
Practically 
knowledge 
ofCoral 

Draw,Pagemakerand 

Photoshop 
are 
compulsory 
. 
( 
4 
) 
Any 
huge 
publishing 
institution 

in 
which 
different 
types 
of 
multi 
- 
colour 
work 
, 
3 
year 
experience 
of 
designing 
from computerorbyhandare 

compulsorily 
. 
( 
1 
) 
Should 
be 
passed 
Higher 

SecondaryExamination 
( 
2 
) 
Should 
be 
practically 

experience 
of 
5 
year 
in 
any 
huge Press 
of 
handlingthedifferent typeofWebmachines. 


14 


Web 
Offset 
Operator 
. 


7 


Such 
Senior 
Single 
Colour Operator,AssistantWeb Operatorsshallbefilledby promotionwhichhave completed5yearservice 
on 


SITİTANTE 77545 , ferich 30 fuar 2011 


that 
post 
. 


- 


15 


Web 
Graphic 
Art 
Designer 


21 
year 


35year 


30year 


Promotion 
-100 
% 
Post 
shall 
be 
filled 
by 
direct recruitment 


( 
1 
) 


DirectRecruitment 
- 
100 
% 


( 
2 
) 


Should 
be 
passed 
Higher 
Secondary 
Examination 
Should 
have 
degree 
/ 
diploma 
from 
any 
recognized 
designing institution 
. 


1 


. 


( 
3 
) 
Practically 
knowledge 
of 
3 
year 

ofpreparingsoftwarelike 
Coral 
Draw 
,Photoshop 
,Adobe 
Acrobat 
and 
designing 
package inanyhuge 
publishing 
institution 
, 
advertisement agencyetc. 


[ 4T 1 


. 


1 


7 


1 


+ 


16 


2 
year 


35year 


Sub 
- 
Engineer 
, Electrical 
and Mechanic. Mechanic. 


30yearPostshallbefilledby 

deputation 
. 


411 1 ] 


17 


Post 
shall 
befilled 
bydirect 
recruitinent. 


Direct 
Recruitment-100% 


( 
1 
) 
Should 
be 
passed 
Higher 

SecondaryExamination (2)Shouldbediplomaholderin 

Mechanical 
Engineering 
from anyrecognizedinstitution. 
Should 
be 
3 
year 
experience 
of repairinganyallofprintingand bindingmachines. 


Or 


- 


STT 1151951, fetich 30 futbol 2011 


18. 


Mechanic 


21 
year 


35 
year 


30year 


Post 
shallbefilledbydirect recruitment 
. 


cum 


Electrician. 


DirectRecruitment:100% 


( 
1 
) 
Should 
be 
passed 
Higher 

SecondaryExamination 
( 
2 
) 
Should 
be 
practically 
experience 

of 
5 
year 
of 
repairing 
of printing/bindingmachinesas 

mechanic 
in 
Printing 
Press 
. 
| 
( 
1 
) 
Should 
be 
passed 
Higher 

SecondaryExamination 
( 
2 
) 
Should 
be 
passed 
in 

Machinist/ElectricalTradefrom 

anyrecognizedinstitution/I.T.I. 
( 
3 
) 
Should 
be 
5 
year 
experienceof 

repairingofprintingmachines 
as 
a 
Mechanic 
in 
any 
printing 

press. 
( 
1 
) 
Should 
bepassedHigher 

SecondaryExamination 


19. 


Electrician 


21 
year 


35year 


30year 


Postshall 
befilledbydirect 
recruitinent 
. 


1733 


7734 


20 


21 
year 


35 
year 


Singlecolour sheetFed 
Operator 
. 


Direct 
Recruitment- 
100 
% 

( 
2 
) 
Should 
be 
diploma 
holder 
in 

Electrical 
Engineering 
from 
any 

recognizedinstitution. 
( 
3 
) 
Should 
be 
the 
experience 
of 

maintenance 
of 
all 
printing 
and bindingmachines.Shouldhave worthytokeeptheA.C. 

electric 
house 
of 
transmitter 
. 
( 
4 
) 
Practically 
experience 
of 
3 
years 

of 
any 
printing 
press 
on 
the 
post 

of 
Electrician 
. 30year|Postshallbe 
filledbydirect 
( 
1 
) 
Should 
be 
passed 
Higher 
recruitment 
. 

SecondaryExamination 
Direct 
Recruitment- 
100 
% 
( 
2 
) 
Practically 
experience 
of 
3 
years 

of 
handling 
different 
types 
of 
offset 
machine 
relating 
printing 

from 
anymoderneminentPress 
. 
30year 
Post 
shallbe 
filled 
by 
direct 
( 
1 
) 
Should 
be 
passed 
Higher recruitment. 

SecondaryExamination 
Direct 
Recruitment- 
100 
% 
( 
2 
) 
Practically 
experience 
of 
3 
years 

of 
handling 
different 
types 
of 

digitalmachine. 
30year 
Such 
employees 
shall 
be 
filled 
( 
1 
) 
Should 
be 
passed 
Higher 

bypromotionwhichhavehold 
SecondaryExamination thepostofjuniorsinglecolour 

( 
2 
) 
Practically 
experience 
of 
3 
year 
machine 
operator 
and 
work 

ofWeb 
offsetmachine 
experience 
of5yearson 
the respectivepostandhave 
( 
3 
) 
Should 
be 
knowledge 
of knowledgeofWebOffset 

chemicals 
during 
the 
period 
of 
Machine 
. 

workin 
offset 
machine. 


EITANTE 175145, fatich 30 fpgcope 2011 


21 
. 


2lyear 


35year 


Fast 
Digital 
Printer 
Operator 
. 


22 


21 
year 


35year 


Assistant 
Web 
Offset Operator 
. 


Promotion 
- 
100 
% 


[ 4T 1 


- 


Copylloler. 


21ycar 


35year 


30year 


ShallbefilledbySelectionof departmentalcandidatestobe passedHigherSecondary Exainination. 


ShouldbepassedHigherSecondary Examinationandwellknowledgeof 
Hindi 
and 
English 


TI 1 ] 


Proinotion-50% 


2 


21 
year 


35year 


Retouchier. / 
Pasteri 
Tracer 


DirectRecruitinent-50% 30yearPostshallbefilledbyDirect 

Recruitinent. 


DirectRecruitment-100% 


(1 
)Shouldbe 
passedHigher 

SecondaryExamination 2) 
Shouldbe 
passed 
inDrawing 

elementaryandintermediate examination. 


25 


SeniorPlate Maker. 


2 
1 
year 


35year 


( 
3) 
Practicallyexperience 
of3years 

workingofRetoucher/Tracer/ PasterinanyOffsetPrinting 

Press 
. 30yearShallbefilledbypromotionofK1)ShouldbepassedHigher 

PlateMakerwhichhavebeenSecondaryExamination.Should completedatleast5year 

beefficientofchemicalsare serviceonthat 
postbuttheyusingindifferenttypesofplates havekeepthequalification 

like 
surface,P.S.Wipe-On, prescribedincolumnNo.(7).P.S.Platesandmaking 
the 

plates 
. Promotion-100% Shallbefilledbypromotionof(1)ShouldbepassedHigher 4thClass 
employeesworkingSecondaryExaminationShould inPrintingPressbuttheyhavebeefficientofmakingdifferent keepqualificationprescribedtypesofplateswithexperience incolumnnumber(7). 

ofworkinginplatemaking 

roomandknowledgeof Promotion-50% 

chemical 
used 
in 
plate 
making DirectRecruitment-50% 

rooni. 


ETHNIC 175143 , facich 30 fiatal 2011 


26 


Plate 
Miller 


1735 


Dit 


5year 


lillilii 
. 
! 
" 
Vluglio purules 


1736 


Suit 
Single 


21 
year 


35year 


i.inc 


w 


30year 
Shall 
be 
filled 
by 
promotion 
of 
all 
Should 
be 
passed 
higher 
IVth 
Class 
employees 

SecondaryExamination WorkinginPrintingPress 

(2)3yearexperienceofhandlingof 
which 
have 
work 
experience 
of 

GrainingMachine 5yearandknowledgeof handlinggrainingmachinebut they 
have 
keepqualification prescribedincolumnno.(7).. Promotion-50% 

DirectRecruitment-50 
% 
30year 
Shall 
be 
filled 
by 
promotion 
of 
( 
1 
) 
Should 
be 
passed 
Higher 

JuniorSingleColourMachine SecondaryExamination Operatorwhichhave 

(2)Shouldbeknowledgeofdifferent experienceof5yearonthat 

typesofsparepartsandand postbuttheyhavekeep 

maintenanceofoffsetmachine. qualificationmentionedin 

Practicallyknowledgeof 
5 
year 
column 
no 
. 
( 
7 
) 
. 

handlingofoffsetmachine. Promotion–75% 

( 
4 
) 
Should 
be 
3 
year 
experience 
of DirectRecruitment-25% 

making 
secondary 
and 
nursery colourfrominkofdifferent typeofcolourswithqualifiedof multi-colourprintingwork 
with 

accurateregistration. 30yearShallbefilledbypromotionof(1)ShouldbepassedHigher 

Inkerand 
other 
lower 
employeesSecondaryExamination 
of 
IVth 
Class 
in 
department 
. 

(2 
) 
Should 
be 
qualified 
inhandling 
which 
have 
experience 
of 
5 
year 

the 
different 
shapes 
and 
types 
of onthatpostbut 
they 
havekeep 

Offset 
Machine 
. qualificationmentionedin 
column 
no 
. 
( 
7 
) 
. 

( 
3 
) 
Practically 
experience 
of 
3 
year 
. Promotion-75% DirectRecruitment-25% 


FITTATE 1993 , fatah 30 FASTER 2011 


29 


21year 


35year 


Junior 
Single 
Colour 
Machine Operator 
. 


[ HT 1 


3 


+ 


30 


SeniorBinder. 


21 
year 


35 
year 


30year 


HP 1 ] 


-- 


ShallbefilledbypromotionofK1)ShouldbepassedVIIthClass. Juniorbinder 
. 

(2)ShouldbeIstClassbinderand Promotion-100% 

practicallyfullexperienceofall worksofbinding 
andmannerof bindingandglidingKnowledge 
of 
accurate 
shape 
and 
margin 

arecompulsory 
( 
3 
)Practicallyexperienceofatleast 

5yearofbinding. Shallbefilledbypromotionof(1)Shouldbepassed8thClass. Assistant,Pasterboyandother 

( 
2) 
Practically 
experienceof 
3 
years 
IVth 
Class 
employeebut 
they 

ofaliltypeofbindingwork. haveexperienceof5yearand 
have 
keepqualification 
mentionedin 
coluinn 
no. 
( 
7 
) 
. 


31 


JuniorBinder. 


21 
year 


35year 


30year 


-- 


Promotion-75% 


FigE 175143 , fatich 30 FAIR 2017 


32 


CarPainter. 


2 
1 
year 


35 
year 


DirectRecruitment-25% 30yearShallbefilledbydirect 

recruitment.onselection. 


DirectRecruitinent-100% 


( 
1 
) 
Should 
be 
passed 
Higher 

SecondaryExamination. (2)Shouldhavecertificateof 

CarpentrytradefromI.T.I. ( 
3)Should 
be 
knowledgeofmaking 

furniture 
to 
be 
used 
of 
any 
type 


of 
press 
. 


Shouldbepass8thClassand practicallyexperienceof5year Carportywork 


173 


. 


T 


ellear 


3.51Car 


30year 
Employeeshallbefilled 
by 

directrecruitment 
whichhüre 
hieep 
qualification 
prescribed 
in 
column 
no 
. 
( 
7 
) 
. 


Should 
have 
certificatein 
Electric 
EngineeringTradefrom I.T.I. 


1738 


DirectRecruitment- 
100 
% 


(2)Knowledgeofmaintenanceof 

allmotorsandtoolsof electricityandArmaturescoil 

binding 
. ( 
3)Qualificationofmaintenanceof 

Transformer 
Power 
House 
, 
practically 
experience 
of 
3 
year ofsaid 
work. 


34 


Driver 
. 


21 
year 


35 
year 


30year 


DirectRecruitinent 
- 
100% 


( 
1 
) 
Should 
be 
passed 
8th 
Class 
. (2) 
Should 
have 
license 
of 
Motor 

Driving 
. 


GATE 19T, feria 30 fichar 2011 


:: 


*:, 


.. 


:: 


[ M1 


TT 1 ] 


meg 75743 , farid 30 FHAKER 2011 


173 . 


SCHEDULE - IV 

(See Rule 13 ) 


Work 
experience on 


S.N. 


Name of post from 
which promotion is 

to be made 


Name of post on 

which 
promotion is to 

be made 


the post 


For all posts , name of 
members of Departmental 

Promotion Committee . 


prescribed in 
coluinn (2 ) 

( 4 ) 


( 3 ) 


(5 ) 


( 1 ) 
1 . 


( 2 ) 
Senior Reader . 


05 year. 


Head Examiner / 
Editor . 


( 1 ) Joint Director, Printing and 

Stationery . 
( 2 ) Joint Director /Deputy 

Director , Government 

Printing Press . 
i cissistant Director , 
Government Press Senior ) 


1 


2 . 


05 veill 


..do ...... 


3 . 


05 year 


-do ------ 


4 . 


Ujvear 


--do ...... 


5 . 


05year 


-do 


0 . 


( 5year 


--do ---- 


7 


05 year 


------ do ----- 


( 1 ) Section Holder. 

Overseer/ 
! (2 )Diploma hoidler Technical 
cmplovees of 

Officer . 
other section , 
which have 5 

year experience. 
Assistant Section Section Holder 
Holder . 

Sub - Technical 

Officer . 
D.I.P. Operator. 

Senior D.T.P. 

Operator 
Junior Reader / Senior Reader 
Reviser 
Copy Holder 

Junior Reader 

/Reviser 
1. Senior Single 

Assistant 
Colour Operator. ! Section Holder. 
2. Senior Plate 

Maker . 
2. Senior Binder . 
4. Retoucher/ 

Paster/ Tracer. 
1. Senior Single 

Web . Offset 
Colour Operator Operator 
2. Assistant Web 

Operator 
3. Fast Digital 

Printer Operator 
4. Single Colour 

Sheeifed 

Operator 
Single Colour Assistant Web 
Machine Operator Offset Operator. 


8 . 


( 5year 


--do ------ 


9 . 


05year 


-------do ----- 


1740 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 30 सितम्बर 2011 


[ भाग 1 


10. 


05year 


-do --.. 


11 . 


05year 


-do ---- 


12. 


O5year 


--do ---- 


Class -IV employee Copy Holder 
working in Printing 
Press . 
Plate Maker 

Senior Plate 

Maker 
IVth Class 

Plate Mäkert 
employee working Graining 
in Printing Press Machine 

Operator : 
Junior Single 

Senior Single 
Colour Machine Colour 
Operator. 

Operator. 
IVth Class 

Junior Single 
einployee in 

Colour Operator 
Printing Press. 
Junior Binder Senior Binder 


13. 


05year 


-do ------ 


14 . 


05year 


--- do ------ 


15 . 


05year 


----- do ----- 


16. 


Junior Binder 


05year 


-------- do ---- 


Vth Class 
employee in 
Printing Press. 


--------- 


रजिस्व विभाग 
कार्यालय, कलेक्टर , जिला कबीरधाम , छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव , छत्तीसगढ़ शासन , राजस्व विभाग 


कबीरधाम , दिनांक 27 अगस्त 2011 


रा.प्र.क्र . 04 /82/2007-08.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. 
अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक 1 सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों 
को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध 
में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का , वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


M 


जिला 


तहसील 


मगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


- 


कबीरधाम 


कवर्धा 


0.381 


घुघरीकला 
प. ह . नं.- 21 


कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण कंवर्धा- कोठार मार्ग के 
विभाग ( सेतु निर्माण ) उप सम्भाग सकरी नदी पर पुल एवं 
कवर्धा, जिला - कबीरधाम. पहुंच मार्ग के निर्माण 

हेतु. 


भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

मुकेश बंसल, कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2011 


1741 


कार्यालय, कलेक्टर , जिला बिलासपुर , छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन , राजस्व विभाग 


बिलासपुर , दिनांक 6 अगस्त 2011 


क्रमांक 22 / अ -82/2003-04.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित 
भूमि को अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. 
अतः भू - अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के 
अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने (5 ) में 
उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


बिलासपुर 


कोटा 


घांसीपुर 


2.773 


कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन चांपी जलाशय के माइनर 
संभाग, पेण्ड्रारोड. 

नहर निर्माण हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

राम सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव. 


कार्यालय, कलेक्टर , जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग 


दुर्ग, दिनांक 9 सितम्बर 2011 


क्रमांक 4063 प्र -1 / अ.वि.अ./ 2011.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की 
संभावना है . अतः भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक 1 सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी 
संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त 
भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 


.. 


अनुसूची 


भृमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


दुर्ग 


गुरूर 


0.01 


धनोरा 
प. ह . नं . 32 


कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण 
विभाग , सेतु निर्माण संभाग , 
राजनांदगांव . 


धनोरा - खंरवाही मार्ग 
पर चोरहा नाला पर पुल 
निमाण हेतु अर्जन . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू - अर्जन अधिकारी, बालोद के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


212 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2011 


[ भाग 1 


दुर्ग, दिनांक 9 सितम्बर 2011 


क्रमांक 4063 प्र -1/ अ.वि.अ./ 2011.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की 
संभावना है . अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी 
संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती हैं कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त 
भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


दुर्ग 


गुरूर 


0.01 


खैरवाही 
प . ह . नं . 20 


कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण 
विभाग, सेतु निर्माण संभाग , 
राजनांदगांव 


धनौरा - खैरवाही मार्ग 
पर चोरहा नाला पर पुल 
निर्माण हेतु भू - अर्जन. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू - अर्जन अधिकारी, बालोद के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


दुर्ग, दिनांक 9 सितम्बर 2011 


•. 


क्रमांक 4063 प्र -1/ अ.वि.अ./ 2011.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में 
वाणत भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की 
संभावना है. अत: भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक 1 सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी 
संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त 
नाम के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


1 


:.. 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


मिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


दुर्ग 


दु 


बालोद 


0.93 


पड़कीभाठ 
प. ह . नं . १ 


कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण पड़कीभाठ- पऍगुड़ा मार्ग 
विभाग , सेतु निर्माण संभाग , पर तान्दुला नदी पर पुल 
राजनांदगांव. 

निर्माण हेतु भूमि का 
अर्जन . 


भाग का नशा( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजम्व ) एवं भू - अर्जन अधिकारी, बालोद के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2011 


1743 


दुर्ग, दिनांक 9 सितम्बर 2011 


क्रमांक 4063 प्र -1/ अ.वि.अ./ 2011.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में 
वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की 
संभावना है. अतः भू - अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी 
संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त 
भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


दुर्ग 


बालोद 


0.30 


बधमरा 
प. ह . नं . 7 


कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण पड़कीभाठ -पगुड़ा मार्ग 
विभाग , सेतु निर्माण संभाग , पर तान्दुला नदी पर पुल 
राजनांदगांव . 

निर्माण हेतु भूमि का 
अर्जन . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू - अर्जन अधिकारी, बालोद के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 
रीना बाबा साहेब कंगाले , कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव. 


कार्यालय, कलेक्टर , जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन , राजस्व विभाग 


रायगढ़ , दिनांक 6 सितम्बर 2011 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 13 / अ -82 / 2010-11.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) 
से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है . अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा 
सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 2 ) .. 


( 3 ) 


( 6 ) 


रायगढ़ 


खरसिया 


1.475 


बर्रा 
प . ह . नं . ३ 


कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन 

रायगढ़. 


संभाग , 


बर्रा जलाशय अंतर्गत 
नहर निर्माण हेतु निजी 
भूमि का भू - अर्जन . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


1744 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2011 


[ भाग 1 


रायगढ़ , दिनांक 12 सितम्बर 2011 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 06 / अ-82/ 2010-11.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) 
से ( 4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अतः भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा 
सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


2.983 


रायगढ़ धरमजयगढ़ पोडी 

कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन पोड़ी जलाशय अंतर्गत 
प . ह . नं . 29 संभाग , रायगढ़ . 

मुख्य नहर निर्माण हेतु 
निजी भूमि का भू 

अर्जन. 
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

अमित कटारिया , कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव . 


कार्यालय, कलेक्टर , जिला जांजगीर - चांपा , छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 16 सितम्बर 2011 


क्रमांक 23 क / भू - अर्जन /2011.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. 
अतः भू - अर्जन अधिनियम , 1894. (क्रमांक 1 सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के 
अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में 
उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 


.. 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृतं अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा जांजगीर सिवनी 

0.198 

कार्यपालन यंत्री ( सिविल ), भू 2x500 मेगावाट मड़वा 
प.ह.नं. 50 

अर्जन 2x500 मे . वा . मड़वा तेन्दुभाठा ताप विद्युत 
तेन्दूभाठा ताप विद्युत परियोजना परियोजना के अन्तर्गत 
जांजगीर - चांपा ( छ.ग. ) 

रेलपथ निर्माण हेतु 

( पूरक प्रकरण ) 
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 30 सितम्बर 2011 


1745 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 16 सितम्बर 2011 


क्रमांक 24 क / भू - अर्जन / 2011.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. 
अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक 1 सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 4 को उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के 
अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने (5 ) में 
उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
(हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा 


जांजगीर 


0.236 


खैरा 
प.ह.नं. 48 


कार्यपालन यंत्री ( सिविल ) , भू 
अर्जन 2x500 मे . वा . मड़वा 
तेन्दूभाठा ताप विद्युत परियोजना 
जांजगीर - चांपा ( छ.ग. ) 


2x500 मेगावाट मड़वा 
तेन्दूभाठा ताप विद्युत 
परियोजना के अन्तर्गत 
रेलपथ निर्माण हेतु. 
( पूरक प्रकरण ) 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 16 सितम्बर 2011 


क्रमांक 25 क/ भू- अर्जन / 2011. = चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित 
भूमि को अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामनेदिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . 
अत्त : भू - अर्जच अधिनियम , 1894 ( क्रमांक 1 सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के 
अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में 
उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा 


जांजगीर 


0.251 


बनारी 
प.ह.नं. 51 


कार्यपालन यंत्री ( सिविल ) , भू 
अर्जन 2x500 मे . वा . मड़वा 
तेन्दूभाठा ताप विद्युत परियोजना 
जांजगीर - चांपा ( छ.ग. ) 


2x500 मेगावाट मड़वा 
तेन्दूभाठा ताप विद्युत 
परियोजना के अन्तर्गत 
रेलपथनिर्माण हेतु . 
( पूरक प्रकरण ) 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


, 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

ब्रजेश चंद्र मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उप- सचिव. 


1746 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2017 


[ भाग 1 


अनुसूची 


कार्यालय, कलेक्टर , जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं 
पदेन उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन 

राजस्व विभाग 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला- सरगुजा 
( ख ) तहसील - लुण्ड्रा 
( ग ) नगर/ ग्राम - कुन्दीकला 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.323 हेक्टेयर 


सरगुजा, दिनांक 29 जुलाई 2011 


खसरा नम्बर 


रा.प्र.क्र . / 15 / अ -82/ 2010-11.- चूंकि राज्य शासन को इस 
बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन 
के लिए आवश्यकता है. अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक 
1 सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया 
जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


( 1 ) 


806/3 


0.101 


.. 


805/3 . 


0.020 


अनुसूची 


805/2 


0.040 


806/1 


0.162 


योग 


0.323 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला - सरगुजा 
( ख ) तहसील - लुण्ड्रा 
( ग ) नगर / ग्राम - जरहाडीह 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.101 हेक्टेयर 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - कुन्दीकला 

अमलीघाट मार्ग पर गागर सेतु पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु. 


खसरा नम्बर 


( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू - अर्जन अधिकारी , 

अम्बिकापुर के न्यायालय में किया जा सकता है . 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


( 1 ) 


सरगुजा, दिनांक 29 जुलाई 2011 


1389/2 


0.101 


योग 


0.101 


रा.प्र.क्र ./17 / अ -82/ 2010-11.-- चूंकि राज्य शासन को इस 
बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेरि त सार्वजनिक प्रयोजन 
के लिए आवश्यकता है . अतः भू - अर्जन अधि यम, 1894 ( क्रमांक 
1 सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके ारा यह घोषित किया 
जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लि आवश्यकता है : 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - रघुनाथपुर 

असकला मार्ग पर गागर सेतु पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु . 


( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू - अर्जन अधिकारी, 

अम्बिकापुर के न्यायालय में किया जा सकता है . 


अनुसूची 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला- सरगुजा 
( ख ) तहसील - लखनपुर 
( ग ) नगर / ग्राम - गुमगराकल 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.3 . 3 हेक्टेयर 


सरगुजा, दिनांक 29 जुलाई 2011 


खसरा नम्बर 


रा.प्र.क्र ./ 16 / अ -82 / 2010-11.- चूंकि राज्य शासन को इस 
बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन 
के लिए आवश्यकता है . अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 
1 सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया 
जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : 


रकबा 
( क्टेयर में ) 

( 2 ) 


( 1 ) 


.. 


26/21 


0.028 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2011 


1747 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


26/25 


0.212 


508 


0.81 


26/24 


0.128 


योग 


11 


5.14 


योग 


0.368 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - धूमाडांड 

जलाशय के डुबान एवं स्पिल चैनल के निर्माण हेतु. 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - गुमगरा 

कटकोना मार्ग पर चंदनई सेतु पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु . 


( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू - अर्जन अधिकारी, 

अम्बिकापुर के न्यायालय में किया जा सकता है . 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

एवं भू - अर्जन अधिकारी, प्रतापपुर के कार्यालय में किया जा 
सकता है . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

जी . एस. धनंजय , कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव . 


सरगुजा, दिनांक 11 अगस्त 2011 


कार्यालय , कलेक्टर , जिला जांजगीर - चांपा, 
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन 

राजस्व विभाग 


क्रमांक -7 अ -82/ 2010-2011.-- चूंकि राज्य शासन को इस 
बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन 
के लिए आवश्यकता है . अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक 
1 सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया 
जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 23 सितम्बर 2011 


: 


अनुसूची 


क्रमांक/13819/ भू - अर्जन/2011.- चूंकि राज्य शासन को इस 
बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में 
वर्णित भूमि को अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन 
के लिए आवश्यकता है . अत : भू - अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक 
1 सन 1904 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के 
अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त 
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है 


6 


( 1 ) भूमि का वर्णन- 

( क ) जिला - सरगुजा ( छ.ग. ) 
( ख ) तहसील - प्रतापपुर 
( ग ) नगर / ग्राम - गोविन्दपुर , प.ह.नं. 3 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-5.14 हेक्टेयर 


अनुसूची 


खसरा नम्बर 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


( 1 ) 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला- जांजगीर - चांपा ( छ.ग. ) 
ख , तहसील - सक्ती 
• ग , नमः / ग्राम - डेगगढ़ , प. ह . नं . 19 
घ लाभग क्षेत्रफल-101.128 हेक्टेयर 


517 


0.06 


511 


1.63 


5 : 1 


0.70 


खसरा नम्बर 


503/1 


1.09 


( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


503/2 


0.56 


( 1 ) 


505/2 


0.04 


1033/2 


0.06 


1/1 


0.202 


1035/2 


0.14 


1/2 


0.202 


506 


0.03 


2/1 


0.202 


1039 


0.02 


2/2 


C.202 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2011 


[ भाग 1 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


3 


0.364 


54/1 


0.162 


4/1 


0.223 


54/2 


0.162 


4/2 


0.085 


56/1 


0.097 


4/3 


0.097 


5612 


0.093 


S / 1 


0.469 


56/3 


0.093 


5/2 


0.720 


57 


0.283 


5/3 


0.247 


58/1 


0.162 


6 


0.081 


58/2 


0.162 


0.081 


59 


0.283 


8 


0.121 


60 


1.012 


0.190 


61 


0.405 


9.2 


0.344 


62/1 


0.142 


93 


0.202 


62/2 


0.142 


94 


0.235 


65 


0.243 


9/5 


0.251 


66 


0.324 


10/1 


0.061 


0.235 


10/2 


0.105 


0.113 


67/1 , 305/1 
67/2 , 305/2 
67/3, 305/3 
68, 304/1 


11 


0.134 


0.121 


12 


0.093 


0.384 


13 


0.040 


69/1 


0.142 


14 


0.109 


69/2 


0.142 


15 


0.081 


70 
71/1 


0.243 
0.182 


16 


0.012 


39/1 


0.085 


71/2 


0.182 


39/2 


0.121 


.72 


0.061 


39/3 
39/4 
39 / 


0.138 
8.346 
0.368 
9.243 
9.121 
9.993 


73/1 
73/2 
73/3 
7364 
74/1 


0.206 
0.117 
8.25 
0.2a7 


0.227 


- 


39/7 
38/8 


74/2 : 


39/9 


0.101 


74/3 


Q.971 
0.437 
0.445 
0.453 


39/10 


0.121 


74/4 


39/11 


74/5 


39/12 


P.129 
e: 648 
0.097 


0.154 


77/1 , 78/3/1 

78/1 


45/1 


0.190 


45/2 


78/2 


0.154 


0.0.9,3 
0.073 


46/1 


78/4 


0.190 


46/2 


0.069 


79/1 


0.194 


47 


0.024 


79/2 


0.081 


48 


0.040 


.80 / 1 


0.077 


49/1 


0.061 


80/2 


0.081 


, 4912 


0.109 


81/1 


0.101 


50 


0.166 


81/2 


0.202 


51 


0.073 


82/1 


0.065 


52.53 


0.538 


82/3 


0.170 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2011 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


82/4 


0.101 


223/11 


0.024 


82/5 


0.138 


223/3 


0.053 


82/7 


0.081 


225/1 


0.178 


82/8 


0.113 


226 


0.020 


83 


0.627 


227/1 


0.057 


84 


0.162 


227/2 


0.097 


85/1 


0.113 


227/3 


0.040 


85/2 


0.295 


227/4 


0.053 


85/3 


0.085 


228/1 


0.065 


85/4 


0.113 


228/2 


0.032 


86/1 


0.117 


229 


0.089 


86/2 


0.117 


230 


0.154 


87/1 


0.053 


231/1 


0.113 


88/1 


0.162 


231/2 


0.085 


89 


0.061 


232 


0.093 


90/1 


0.077 


233 


0.089 


91/2 


0.024 


234/1 


0.053 


91/3 


0.077 


234/2 


0.053 


92/1 


0.036 


235 


0.138 


93/1 


0.121 


236 


0.295 


93/2 


0.121 


237/1 


0.134 


93/3 


0.121 


237/2 


0.129 


94/1 


0.117 


238/1 


0.061 


94/2 


0.117 


238/2 


0.138 


95/2 


0.271 


238/3 


0.138 


95/3 


0.202 


238/4 


0.101 


95/4 


0.053 


239 


0.263 


96 


0.162 


240 


0.121 


3717 


0.162 


241 


0.295 


97/2 


0.287 


242/1 


0.081 


98 


0.162 


242/2 


0.134 


99/1 


0.401 


242/3 


0.134 


100/1 


0.178 


242/4 


0.138 


101/1 


0.028 


243 


0.235 


102/1 


0.016 


244 


0.231 


क 


103/1 


0.097 


245/1 


0.138 


103/2 


0.162 


245/2 


0.138 


215 


.0.389 . 


246/1 


0.304 


216/1 


0.219 


246/2 


0.405 


216 : 2 


0.101 


247/1 


0.085 


21613 


0.113 


247/2 


0.081 


219 


0.267 


247/3 


0.081 


220/1 


0.449 


247/4 


0.081 


220/2 


0.121 


248/1 


0.049 


... 


221 


0.445 


249/1 


0.053 


222 


0.040 


250/1 


0.138 


-- 


1750 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 30 सितम्बर 2011 


[ भाग 1 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


251/2 


0.020 


284 


0.097 


251/3 


0.020 


285/1 


0.057 
0.364 


251/4 


0.008 


285/2 


252/1 


0.057 


285/3 


0.040 


252/2 


0.057 


286/1 


0.049 


252/3 


0.032 


286/2 


0.235 


253/1 


0.020 


287/1 


0.101 


254 


0.121 


287/2 


0.121 


255 


0.210 


288/1 


0.057 


256 


0.049 


288/2 


0.057 


257 


0.040 


289 


0.198 


258/1 


0.069 


290/1 


0.016 


258/2 


0.069 


290/2 


0.093 


258/3 


0.142 


290/3. 


0.028 


259 


0.081 


290/4 


0.020 


260/1 


0.085 


290/5 


0.024 


260/2 


0.085 


291 


0.077 


262, 263 


0.125 


292/1 


0.049 


264/1 


0.109 


292/2 


0.040 


264/2 


0.101 


293 


0.036 


264/3 


0.069 


294 


.0.239 


264/4 


0.057 


295/1 


0.040 


265 


0.178 


295/2 


0.040 


266/1 


0.174 


296/1 


0.117 


267/1 


0.182 


296/2 


0.117 


268/1 


0.053 


297/1 


0.081 


268/2 


0.129 


297/2 


0.081 


269/17 


0.085 


298 


0.389 


271/1 


0.040 


299 


0.134 


272 


6.028 


300 


0.134 


273 


0.170 


301/1 


0.125 


274/1 


0.336 


301/2 


0.247 


274/2 


0.344 


301/3 


0.121 


274/3 


0.336 


302 


0.393 


274/ 4,274 / 5 


0.340 


303/1 


0.162 


275/1 


0.134 


303/2 


0.162 


275/2 


0.324 


304/2 


0.138 


1 


276,277 


0.162 


306/1 


0.097 


278 


0.109 


306/2 


0.097 
0 : 065 


. 


279 


0.109 


307 


280/1 


0.057 


308 


0.065 
0.069 


280/2 


0.057 


309/1 


281 


0.190 


309/2 


0.065 


282/1 


0.040 


310 


0.146 


282/2 


0.040 


311 


0.219 


283 


0.097 


312/1 


0.142 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2011 


1751 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


312/2 


0.142 


342/1 


0.040 


313 


0.045 


342/2 


0.020 


314/1 


0.061 


342/3, 342/4 


0.085 


314/2 


0.065 


342/5 


0.024 


315 


0.166 


343/1 


0.182 


316/1 


0.081 


343/2 


0.049 


316/2 


0.081 


343/3 


0.049 


317 


0.024 


344/1 


0.223 


318/1 


0.121 


344/2 


0.121 


। 


318/2 


0.146 


345 


0.089 


318/3 


0.121 


346 


0.057 


319/1 


0.142 


347 


0.089 


319/2 


0.174 


348/1 


0.053 


320/1 


0.097 


348/2 


0.053 


320/2 


0.401 


349 


0.158 


320/3 


0.129 


350 


0.008 


321/1 


0.202 


351 


0.036 


323 


0.283 


352 


0.040 


324/1 


0.275 


353 


0.077 


324/2 


0.146 


354 


0.053 


325/1 


0.243 


355 


0.032 


325/2 


0.202 


356 


0.032 


326 


0.182 


357 


0.032 


327/1 


0.150 


358/1 


0.040 


327/2 


0.150 


358/2 


0.081 


328 


0.283 


358/3 


0.040 


329 


0.057 


359 


0.101. 


330 


0.202 


360 


0.162 


331/1 


0.028 


361 


0.890 


331/2 


0.028 


362 


0.081 


333 


0.109 


363/1 


0.045 


334/11 


0.040 


363/2 


0.045 


334/2 


0.239 


363/3 


9.032 


334/3 


0.239 


364/1 


0.174 


335/1 


0.061 


364/2 


0.202 


335/2 


0.057 


364/3 


0.134 


336/1 


0.101 


364/4 


0.081 


337 


0.263 


364/5 


0.081 


338/1 


0.101 


365 


0.259 


338/2 


0.101 


366 


0.081 


339/1 


0.121 


367 


0.283 


339/2 


0.125 


368/1 


0.101 


339/3 


0.121 


368/2 


0.065 


340/1 


0.142 


369/1 


0.117 


340/2 


0.142 


369/2 


0.117 


341 


0.073 


370 


0.429 


[ भाग 1 


1752 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2011 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


371 


0.328 


0.065 


402/2 


372 


0.040 


0.065 


402/3 


373 


0.061 


402/4 


0.065 


374 


0.061 


0.097 


403/1 


375 


0.073 


0.097 


403/2 


376/1 


0.445 


404/1 


0.134 


376/2 


0.320 


0.089 


404/2, 406 


377 


0.097 


404/3 


0.081 


378 


0.081 


0.089 


404/4 


379 


0.186 


0.134 


404/5 


380 


0.008 


0.117 


407, 408/2 


0.065 


408/1 


0.117 


381/1 , 382/1 
381/2 , 382/2 


0.065 


409/1 


0.040 


0.150 


383 


409/2 


0.040 . 


0.174 


385/1 


409/3 


0.040 


0.170 


385/2 


410 


0.125 


386/1 


0.101 


0.336 


411/1, 412/1 


386/2 


0.105 


411/2 , 412/2 


0.162 


386/3 


0.097 


413 


0.142 


387/1 


0.162 


414 


0.125 


387/2 


0.081 


415 


0.125 


388 


0.429 


0.101 


416/1 , 417/1 
416/2, 417/2 


389 


0.202 


0.020 


0.190 


390/1 


418, 419 


0.085 


0.040 


390/2 


420 


0.069 


391/1 


0.053 


0.069 


391/2 


0.057 


0.061 


421 , 424 
422 , 423,425 / 2 
422 , 423 , 425/1 
426,428 , 429 


392 


0.150 


0.057. 


393/1 


0.040 


0.134 . 


393/2 


0.040 


427 


- 


394 


0.061 


430/1 


1 


0.069 


395 


0.097 


430/2 


396/1 


0.065 


431 


- 


396/2 


0.065 


427 


396/3 


0.065 


430/1 


2 


0.069 


396/4 


0.069 


430/2 


397 


0.154 


431 


398/1 


0.097 


0.190 


432/2, 433/2 
432/3, 433/3 


398/2 


0.360 


0.259 


398/3 


0.049 


519/1 


0.040 


398/4 


0.045 


519/2 


0.085 


399/1 


0.093 


0.045 


399/2 
400 


0.040 


519/३ . 
519/4 
519/5 


0.210 
0.469 


0.036 . 


401 


0.142 


544/1 


0.502 


402/1 


0.065 


544/2 


0 : 364 


.. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2011 


1753 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 1 ) . 


( 2 ) 


545 


0.105 


584/3 


546/1 


585 


546/2 


0.093 
0.081 
0.178 


586 


0.109 
0.308 
0.129 
6.397 
0.093 
0.259 


546/3 


587 


547 


0.121 


0.182 


548 
549 


0.571 


0.040 
6.231 


553 


6.158 


554/1 


0.142 


0.065 


554/2 


0.514 


0.162 
0.097 


0.186 


555 
556 


0.121 . 


0.081 


557 


0.081 


6.259 


588 
589 
590 
591/1 
591/2 
591/3 
592 

593 
594, 596 

595 
597/1 

59712 
598/1 , 59911 
600 , 623 
601/1 
601/2 
602/1 
603 


558 


0.502 


0.324 


559, 560 


0.389 


0.178 


561,562 


0.271 


0.182 


563 


0.283 


0.797 


564/1 


0.186 


564/2 


0.190 


0.255 
0.170 
0.109 


565/2 


0.125 


566 


0.146 


0.340 


567 


0.271 


0.162 


568/1 


0.125 


604 


0.081 


568/2 


0.214 


605 


0.012 


569/1 


0.154 


569/2 


0.170 
6.085 


0.077 


570/1 


0.441 


0.093 


571/1 


0.138 


0.081 


572/1 


0.340 


606 
607/1 
607/2 

608/1 
609 , 612/1 
609 , 612/2 
609,612 / 3 

610 
611/1 


0.061 


0.138 


0.223 


0.219 


573/1 
573/2 
573/3 
574/1 


0.174 


0.138 


0.129 


0.101 


0.384 


574/2 


0.105 


611/2 


0.121 


574/3 


0.101 


0.401 


611/3 
613/1 


574/4 


0.101 


0.170 


575 


0.053 


613/2 


0.170 


576 


0.032 


614/1 


0.028 


577 


0.166 


615 


0.121 


578 , 579 


0.753 


616/1 


0.045 


580 


.. : 0.223 


616/2 


0.085 


581 


.. 0.223 


617 


0.081 


-582 


0.202 


618 


. 


0.154 


• 583 


-.0.162 


619/1 


.0.162 


... 584/1 


.0.069 


619/2 


0.113 


( 84/2 


0.223 


619/3 


" 0.563 


1754 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2011 


[ भाग 1 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


620 


0.267 


650/2 


0.081 


621/1 


0.154 


651/1 


0.214 


621/2 


0.154 


651/2 


0.405 


0.077 


652 


0.121 


622/2 , 624/2 
622/1 , 624/1 
622/3 , 624/3 


0.077 


653 


0.643 


0.077 


654/1 


0.081 


622/4 


0.049 


654/2 


0.158 


. 


0.016 


654/3 


0.081 
0.101 


0.623 


655 


625/1 , 626/1 
625/2 , 626/2 , 658/1 

625/3, 626/3 
625/4, 626/4 


- 


0.299 


656 


0.061 


0.291 


657/1 


0.089 


627 


0.093 


657/2 


0.089 


628 


0.162 


658/2 


0.089 


629 


0.154 


659 


0.129 


630 


0.049 


660 


0.097 


631 


0.142 


661/1 


632/1 


0.138 


0.162 
0.158 


661/2 


632/2 


0.142 


662, 665 


0.239 


633 


0.138 


663 


0.081 


634/1 


0.308 


664/1 


0.134 


634/2 


0.162 


664/2 


0.036 


634/3 


0.206 


666 


0.008 


635/1 


0.279 


712 


0.615 


635/2 


0 : 146 


713/1 


0.121 


636/1 


0.012 


713/2 


0.263 


636/2 


0.024 


777 


0.287 


637/1 


0.032 


778 


1206 


637/2 


0.093 


779/1 


0.129 


-637/3 


0.032 


779/2 


0.053 


637/4 


0.032 


779/3 


638 


9.178 


0.057 


779/4 


ए .121 


639 


0.057 


640/1 


779/5 


0.057 


0.109 


640/2 


0.162 


780/1 


0.125 


640/3 


0.040 


780/2 


0.121 


640/4 


0.040 


781 


0.198 


641 


0.142 


782 


0.469 


0.214 


783 , 


0.061 


642 , 645/1 
642 , 645/2 


0.214 


784/1 


.053 


647 


0.008 


784/2 


0.049 


648/1 


0.093 


785/1 


0.121 


648/2 


0.263 


785/2 


0.113 


648/3 


0.085 


785/3 


1.223 


648/4 


0.085 


785/4 


1.068 


649/1 


0.482 


786/1 


.166 


649/2 


0.482 


786/2 


...16 


650/1 


0.040 


786/3 


.... 336 


.. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 30 सितम्बर 2011 


1755 


( 1 ) 


( 2 ) 


खसरा नम्बर 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


787 


0.198 


( 1 ) 


789/1 


0.567 


235 


0.08 


790 


0.308 


237 


0.08 


791 


0.121 


249 


0.02 


792/1 


0.125 


250 


0.03 


792/2 


0.129 


256 


0.21 


793/1 


0.190 


236 


0.03 


793/2 


0.146 


242 


0.05 


838 


1.000 


243 


0.01 


244/2 


0.08 


योग 


652 


101.128 


248 


0.03 


254 


0.05 


257 


0.12 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - औद्योगिक 


प्रयोजन हेतु 


योग 


12 


0.79 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

( रा. ) , भू - अर्जन अधिकारी, सक्ती के कार्यालय में किया जा 
सकता है . 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम - धोटिया -भैंसगांव मार्ग के कि.मी. 

1/6 पर नारंगी नदी सेतु के पहुंच मार्गनिर्माण कार्य हेतु . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

ब्रजेश चन्द्र मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव. 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

राजस्व एवं भू - अर्जन अधिकारी, बस्तर अथवा अनुविभागीय 
अधिकारी लोक निर्माण विभाग, सेतुनिर्माण उप संभाग, जगदलपुर 
के कार्यालय में किया जा सकता है . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

अन्बलगन पी ., कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव. 


कार्यालय, कलेक्टर , जिला बस्तर, जगदलपुर , 
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन 

राजस्व विभाग 


कार्यालय , कलेक्टर , जिला कबीरधाम , छत्तीसगढ़ 
एवं पदेन उप - सचिव , छत्तीसगढ़ शासन 

राजस्व विभाग 


जगदलपुर , दिनांक 5 सितम्बर 2011 


कबीरधाम , दिनांक 9 सितम्बर 2011 


क्रमांक क / भू - अर्जन /02/ अ -82 /2010-11. - चूंकि राज्य 
शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची 
के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित 
सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अत : भू - अर्जन 
अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत 
इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन 
के लिए आवश्यकता है : 


प्र. क्र . 03 अ/ 82 वर्ष 2009-10.- चूंकि राज्य शासन को 
इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) 
में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक 
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 
( क्रमांक 1 सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह 
घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए 
आवश्यकता है 

अनुसूची 


अनुसूची 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला- बस्तर 
( ख ) तहसील - बस्तर 
( ग ) नगर / ग्राम - आलवाही , प. ह . नं . 17 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.79 हेक्टेयर 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला - कबीरधाम 
( ख ) तहसील - बोड़ला 
( ग ) नगर/ ग्राम -सिंगपुर , प. ह . नं. 03 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.490 हेक्टेयर 


1756 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2011 


[ भाग 1 


खसरा नम्बर 


रंकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - छपरी से सरोधा 

सड़क निर्माण हेतु. 


( 1 ) 


( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

( रा. ) , बोड़ला के न्यायालय में किया जा सकता है. 


70/1 


0.490 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

मुकेश बंसल , कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव. 


योग 


0.490 


विभाग प्रमुखों के आदेश 


कार्यालय, प्रबंध संचालक , छ.ग. राज्य कृषि विपणन ( मण्डी ) बोर्ड 

बीज भवन, जी.ई.रोड, तेलीबांधी, रायपुर 


2. दिनांक 23 अगस्त 2011 


क्रमांक / बी -8 / भी.अंधिं ./ 2011-12/ 3050 .--- कार्यालयीन आदेश क्रमांक/ बी -8/ भा.अधि ./ 2010-11/7574 रायपुर, दिनांक 17-02 
2011 द्वारी श्री डी . एस . पटेल, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को कृषि उपज मण्डी समिति नगरी जिला - धमतरी का भारसाधक अधिकारी नियुक्त 
किया गया था . 


कलेक्टर जिला - धमतरी के आदेश क्रमांक / 5564/ वि.लि. 1/2017 धमतरी, दिनांक 15-07-2011 द्वारा श्री डी . एस. पटेल, वरिष्ठ कृषि 
विकास अधिकारी नगरी का स्थानांतरण उप संचालक कार्यालय धमतरी हो जाने के परिणामस्वरूप वे भारमुक्त हो चुके हैं . अत: छत्तीसगढ़ कृषि 
उपज मण्डी अधिनियम 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 57 की उपधारा 1 के खण्ड ख में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 
एतद्द्वारा , डी . एस. पटेल, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के स्थान पर श्री वाय . के. बागड़े, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी नगरी को , आगामी 
आदेश पर्यन्त कृषि उपज मण्डी समिति नगरी का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है. 


1 


यह आदेश श्री बागड़े के प्रभार लेने की तिथि से प्रभावशील होगा. 


सुरेन्द्र कुमार जायसवाल , 

प्रबंध संचालक . 


x 


उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं 


HIGH COURT OF CHHATTISGARH , BILASPUR 


Bilaspur . the 24th August 2011 


No. +68 /Contdl./2011/ 11-3-14 /2000 .-- On the basis of application dated 06-05-2011 of Ku. Garima Arya , 
V Civil Judge Class -1, Raipur, she is hereby, permited to change her namic as “ Smt.Garima Sharma” in place of 
" Ku. Garima Arya ". It is directed that necessary changes be affected in all her records. 


By order of Hon ble the Chief Justice , 
A. K. SHRIVASTAVA , Registrar General. 


